निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 32 


25 भाद्र 1942 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

16 सितम्बर 2020 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


और 2 , 


भाग - 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 

2-57 
भाग - 1 - क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश । 
भाग - 1 - ख - मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए 0 , आई ० एससी 0 , 

बी ० ए ० , बी ० एससी ० , एम ० ए ० , 
एमएससी , 

लॉ भाग -1 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीप० 
इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा - फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 

आदि । 
भाग - 1 - ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग - 2 -बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले 

गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम आदि। 


भाग - 5 - बिहार विधान मंडल में 

मंडल में पुर : स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ 

अनुमति मिल चुकी है । 
भाग - 8 - भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम , भारत गजट और राज्य गजटों के 


भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 

58-58 


उद्धरण। 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक 


पूरक - क 


59-60 


2 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


" 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 


श्रम संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

10 सितम्बर 2020 
एस0 ओ 0 165 , दिनांक 16 सितम्बर 2020 - भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा - शर्ते 
विनियमन) अधिनियम , 1996 ( 1996 का 27 ) की धारा -22 ( एच ) -सह - पठित बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार 
(नियोजन तथा सेवा - शर्ते विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम -284 ( क ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत अहर्ता प्राप्त निबंधित निर्माण कामगारों के 
कल्याणार्थ “ कोविड -19 विशेष अनुदान योजना ” का प्रावधान निम्नरूपेण करती है : 

" इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक निबंधित योग्य निर्माण श्रमिक ( सदस्य) को केवल चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में 
एक बार ₹2,000 / - (रूपये दो हजार) एकमुश्त उनके बैंक खाते में अन्तरित की जाएगी । 

( सं 0 बी 0 सी 0 डब्लू 0 सी0-44 / 2020 श्र 0 सं0-474 ) 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

सूर्यकान्त मणि , उप सचिव । 

10 सितम्बर 2020 
एस 0 ओ 0 165 , दिनांक 16 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके 
द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड ( 3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत 


पाठ समझा जाय । 


( सं 0 बी 0 सी 0 डब्लू 0 सी0-44 / 2020 श्र 0 सं0-474) 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

सूर्यकान्त मणि, उप सचिव । 

The 10th September 2020 
S.O. 165 dated the 16 " September 2020 --- In exercise of power , conferred by Section 
22 ( h ) of Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions 
of Service ) Act 1996 (27 of 1996 ) and the Rule 284 A of Bihar Building and Other Construction 
Workers ( Regulation of Employment and Conditions of Service ) ( Amendment ) Rule - 2016,the 
Government of Bihar makes following provisions of “ COVID - 19 Special Grant Scheme" for 
the welfare of eligible registered construction workers of Bihar Building and Other Construction 
Workers Welfare Board - 

“ In this Scheme an amount of Rs . 2,000 / - (Rupees Two thousand ) in totowill be 
transferred once in the bank account of every eligible registered construction worker ( Member ) 
for this financial year 2020-21 only ". 

( No. BCWC - 44 / 2020 LR - 474 ) 
By order of the Governor of Bihar, 
Suryakant Mani , Deputy Secretary. 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचनाएं 

8 जून 2020 
सं 0 1 / पी -1001 / 2020 - सा 0 प्र0-5400 -- श्री रिची पाण्डेय, भा 0 प्र 0 से 0( 2016 ), उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, पटना अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार, 
पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


बिहार गजट, 16 सितम्बर 2020 


3 


9 जून 2020 
सं 0 1 / अ0-1015 / 2019 - सा0 प्र0-5462 - सुश्री वर्षा सिंह , भा ० प्र ० से 0 ( 2016 ), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, 
गोपालगंज सदर सम्प्रति उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, कटिहार को अखिल भारतीय 
सेवा ( अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 19.08.2019 से 22.09.2019 तक कुल 35 दिनों 
के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


9 जून 2020 
सं 0 1 / अ0-14 / 2012 ( खण्ड)-सा0 प्र0-5506 -- श्री अतुल प्रसाद , भा 0 प्र0 से 0 (87 ), अपर मुख्य सचिव, समाज 
कल्याण विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली-1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन 
दिनांक 15.06.2020 से 26.06.2020 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्री अतुल प्रसाद की आलोच्य छुट्टी अवधि में श्री प्रेम सिंह मीणा, भा 0 प्र0 से0 (2000 ), सचिव, अनुसूचित जाति एवं 
अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग , बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार - सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, 
बिहार, पटना) अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के कार्यों के भी प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


, 


12 जून 2020 
सं 0 1 / पी -1001 / 2020( खण्ड) सा 0 प्र0-5608 -- श्री पंकज कुमार पाल , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2002 ), सचिव, खाद्य एवं 
उपभोक्ता संरक्षण विभाग( अतिरिक्त प्रभार - प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

उपर्युक्त स्थानांतरण एवं पदस्थापन के फलस्वरुप , श्री पाल पूर्व के सभी अतिरिक्त प्रभारों से मुक्त हो जायेंगे । 

सं 0 1 / पी -1001 / 2020 ( खण्ड )-सा 0प्र0-5609 / श्री विनय कुमार , भा 0 प्र0 से 0( 1999), सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग , 
बिहार, पटना( अतिरिक्त प्रभार – मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री विनय कुमार अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना तथा 
मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् बने रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


18 जून 2020 
सं 0 1 / पी -2001 / 2018 – सा 0 प्र0-5856 - श्री विपिन कुमार, भा 0 प्र 0 से 0 (1996 ), स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन , नई 
दिल्ली को कैबिनेट नियुक्ति समिति का सचिवालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार , नई दिल्ली की अधिसूचना 
संख्या -33 / 05 / 2020 - ई.ओ.(एस एम -1) दिनांक 29.05.2020 द्वारा संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत 
सरकार , नई दिल्ली के पद पर नियुक्त किये जाने के फलस्वरुप , उन्हें धारित पद का प्रभार त्यागने की तिथि से 
नव – पदस्थापन पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


18 जून 2020 
सं 0 1 / पी -1001 / 2020 - सा 0 प्र0-5857 -- श्रीमती पलका साहनी, भा ० प्र ० से 0 ( 2004 ), विशेष स्थानिक आयुक्त, बिहार 
भवन , नई दिल्ली को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


19 जून 2020 
सं 0 1 / अ0-14 / 2012 ( खंड )-सा 0 प्र0-5926 -- श्री अतुल प्रसाद, भा ० प्र ० से 0 ( 87 ), अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण 
विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली ,1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन विभागीय 
अधिसूचना संख्या -5506 दिनांक 09.06.2020 द्वारा दिनांक 13-14 जून , 2020 का सार्वजनिक अवकाश छुट्टी के प्रारंभ में जोड़ने 
की अनुमति के साथ दिनांक 15.06.2020 से 26.06.2020 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । 


4 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


2. श्री अतुल प्रसाद से प्राप्त अवकाश संशोधन संबंधी आवेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या- 5506 
दिनांक 09.06.2020 द्वारा दिनांक 15.06.2020 से 26.06.2020 तक के लिए स्वीकृत आलोच्य उपार्जित अवकाश को दिनांक 
18.06.2020 से 26.06.2020 तक के लिए पुनरीक्षित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


27 जून 2020 
सं 0 1 / पी -1001 / 2020 - सा 0 प्र0-6240 -- डॉ ० गोपाल सिंह, भा ० व 0 से 0 ( 2003 ), वन संरक्षक, पटना( अतिरक्त 
प्रभार – मुख्य मंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, महादलित विकास मिशन, पटना) को मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी, महादलित विकास मिशन, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए उक्त पद का अतिरिक्त 
प्रभार - श्री प्रेम सिंह मीणा, भा 0 प्र 0 से 0 (2000 ), सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना 
( अतिरिक्त प्रभार - सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना) को दिया जाता है । 

2. डॉ ० गोपाल सिंह, मुख्य मंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार 
में पूर्ववत् बने रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


28 जून 2020 
सं 0 1 / पी -1001 / 2019 - सा 0प्र0-6241 -- श्री गोपाल मीणा, भा 0 प्र 0 से0(2007), विशेष सचिव, लघु जल संसाधन 
विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में 


रहेंगे । 


सं 0 1 / पी -1001 / 2019 - सा 0 प्र0-6242 -- सुश्री रंजिता, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2013 ), श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, 
पटना ( अतिरिक्त प्रभार - निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण , श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना / अपर मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक अपर मुख्य निर्वाचन 
पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


3 जुलाई 2020 
सं 0 1 / अ0-1011 / 2018 - सा 0 प्र0-6538 -- श्री विजय प्रकाश मीणा , भा 0 प्र 0 से 0 (2016 ), उप विकास आयुक्त - सह 
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, वैशाली, हाजीपुर को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली , 1955 के 
नियम -10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 04.07.2020 से 14.07.2020 तक कुल 11 दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति 
प्रदान की जाती है । 

2. श्री विजय प्रकाश मीणा की उपार्जित अवकाश की उपर्युक्त अवधि में अपर समाहर्ता, वैशाली, हाजीपुर अपने सभी 
कार्यों के अतिरिक्त उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, वैशाली, हाजीपुर के भी प्रभार में 


रहेंगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


3 जुलाई 2020 
सं 0 1 / अ0-1010 / 2015 - सा 0 प्र0-6539 -- श्री अंशुल कुमार, भा 0 प्र 0 से 0( 2016 ), उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, औरंगाबाद को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश ) नियमावली,1955 के नियम -10, 11 एवं 
20 के अधीन दिनांक 04.07.2020 से 14.07.2020 तक कुल 11 दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की 
जाती है । 

2. श्री अंशुल कुमार की उपार्जित अवकाश की उपर्युक्त अवधि में अपर समाहर्ता, औरंगाबाद अपने सभी कार्यों के 
अतिरिक्त उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, औरंगाबाद के भी प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


4 जुलाई 2020 
सं 0 1 / सी0-1010 / 2019 - सा 0 प्र0-6540 -- श्री दीपक कुमार, भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच: 84 ),मुख्य सचिव, बिहार की दिनांक 
29.02.2020 की वार्धक्य सेवानिवृत्ति के पश्चात् भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सहमति के आलोक में विभागीय अधिसूचना 
संख्या -1 / सी0-1010 / 2019 - सा 0 प्र0-17624 दिनांक 27.12.2019 द्वारा उनकी सेवा दिनांक 01.03.2020 से दिनांक 
31.08.2020 तक 06 माह के लिए विस्तारित की गयी थी । 


बिहार गजट, 16 सितम्बर 2020 


5 


2. इस संबंध में अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्यु - सह – सेवानिवृत्ति लाभ ) नियमावली,1958 के नियम 16 (1 ) -सह 
अखिल भारतीय सेवाएँ ( सी एस आर एम) नियमावली,1960 के पठित नियम -3 को शिथिल करते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण 
विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्राांक -26014/4/2019 . ए आई एस- || दिनांक 02.07.2020 द्वारा श्री दीपक 
कुमार, भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच : 84 ) , मुख्य सचिव, बिहार की सेवा को दिनांक 01.09.2020 से आगामी 6 माह( अर्थात् दिनांक 
28.02.2021 तक) के लिए विस्तारित करने की सहमति प्रदान की गयी है । 

3. अतएव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के आलोच्य पत्रा दिनांक 02.07.2020 के आलोक 
में श्री दीपक कुमार, भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच : 84 ) , मुख्य सचिव, बिहार की सेवा को दिनांक 31.08.2020 के उपरान्त दिनांक 
01.09.2020 से दिनांक 28.02.2021 तक के लिए विस्तारित की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


16 जुलाई 2020 
सं 0 1 / पी -1001 / 2019 - सा 0 प्र0-6788 -- श्री गोपाल मीणा, भा 0 प्र0 से0(2007), विशेष सचिव, लघु जल संसाधन 
विभाग , बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार - अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी -1001 / 2019 - सा 0 प्र0-6789 -- सुश्री रंजिता , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2013), श्रमायुक्त , श्रम संसाधन विभाग , बिहार, 
पटना ( अतिरिक्त प्रभार - निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण , श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना / अपर मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी , बिहार कौशल विकास मिशन , श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना / अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन 
विभाग, बिहार , पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, 
पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. उपर्युक्त स्थानांतरण एवं पदस्थापन के फलस्वरुप, सुश्री रंजिता पूर्व के पद / अतिरिक्त प्रभारों से मुक्त हो 
जायेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


16 जुलाई 2020 
सं 0 1 / पी -1001 / 2020 - सा 0प्र0-6790 -- श्री शोभेन्द्र कुमार चौधरी , भा 0 प्र 0 से0( बी एचः 2006 ) , समाहर्ता एवं जिला 
पदाधिकारी, लखीसराय ( अतिरिक्त प्रभार - बन्दोबस्त पदाधिकारी , लखीसराय) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी -1001 / 2020 - सा 0 प्र0-6791 -- श्री संजय कुमार सिंह, भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच : 2007 ) , प्रबंध निदेशक, बिहार 
चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं 
जिला पदाधिकारी , लखीसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट -2, 1974 ) की 
धारा -20 के तहत उन्हें लखीसराय जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है । 

2. श्री सिंह अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं 0 1 / पी -1001 / 2020 - सा 0प्र0-6792-- श्री प्रदीप कुमार झा , भा 0 प्र 0 से 0 (एम एन : 2006 ) , निदेशक, सूचना एवं 
जन - सम्पर्क, बिहार, पटना( अतिरिक्त प्रभार -विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्राण विभाग / प्रबंध निदेशक , बिहार संवाद 
समिति , पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक , बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना 
निगम लिमिटेड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री झा , विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जायेंगे और 
प्रबंध निदेशक, बिहार संवाद समिति, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् बने रहेंगे । 
साथ ही , निदेशक , सूचना एवं जन - सम्पर्क , बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


, 


18 जुलाई 2020 
सं 0 1 / पी -1001 / 2020 ( खण्ड )-सा0 प्र0-6798 -- कोरोना विषाणु ( कोविड -19) के संक्रमण के व्यापक प्रसार को 
देखते हुए उसकी रोकथाम तथा आमजन की सुरक्षा के उद्देश्य से बैच वर्ष, 2019 के निम्नांकित परीक्ष्यमान भा 0 प्र 0 से 0 
पदाधिकारियों को अगले आदेश तक उनके नाम के सामने अंकित समाहरणालयों में प्रतिनियुक्त किया जाता है: 
क्र . पदाधिकारी का नाम और वर्तमान पदस्थापन 

आलोच्य प्रतिनियुक्ति से सम्बद्ध समाहरणालय 
श्री नवीन कुमार , सहायक समाहर्ता एवं सहायक 

पटना समाहरणालय, पटना 
दण्डाधिकारी, रोहतास 
श्री सुमित कुमार, सहायक समाहर्ता एवं सहायक 

पटना समाहरणालय, पटना 
दण्डाधिकारी, नालन्दा 


1 


2 


6 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


" 


3 


पटना समाहरणालय, पटना 


श्री विक्रम विरकर, सहायक समाहर्ता एवं 

सहायक दण्डाधिकारी, समस्तीपुर 
श्री दीपक कुमार मिश्रा, सहायक समाहर्ता एवं 

सहायक दण्डाधिकारी, सुपौल 


4 


पटना समाहरणालय, भागलपुर 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


शुद्धि - पत्र 

18 जुलाई 2020 
सं 0 1 / पी -1001 / 2020 ( खण्ड )–सा 0 प्र0-6799 -- कोविड -19 की रोकथाम और उससे बचाव के निमित्त विभागीय 
अधिसूचना संख्या -1 / पी0-1001 / 2020 ( खण्ड ) -सा0प्र0-6798 दिनांक 18.07.2020 द्वारा बैच वर्ष, 2019 के तीन परीक्ष्यमान 
भा 0 प्र 0 से 0 पदाधिकारियों ( श्री नवीन कुमार, सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी, रोहतास / श्री सुमित कुमार, सहायक 
समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी, नालन्दा / श्री विक्रम विरकर, सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी, समस्तीपुर) को 
पटना समाहरणालय, पटना तथा श्री दीपक कुमार मिश्रा, सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी, सुपौल को भागलपुर 
समाहरणालय, भागलपुर में प्रतिनियुक्त किया गया है । परन्तु, उक्त अधिसूचना में श्री दीपक कुमार मिश्रा की प्रतिनियुक्ति का 
कार्यालय , ‘भागलपुर समाहरणालय, भागलपुर के स्थान पर पटना समाहरणालय, भागलपुर अंकित हो गया है । 

2. अतएव , श्री दीपक कुमार मिश्रा की आलोच्य प्रतिनियुक्ति से संबंधित कार्यालय को " पटना समाहरणालय, 
भागलपुर के स्थान पर भागलपुर समाहरणालय, भागलपुर पढ़ा जाय । 
3. अधिसूचना संख्या -1 / पी0-1001 / 2020 ( खण्ड )-सा0प्र0-6798 दिनांक 18.07.2020 शेष स्थितियाँ यथावत रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


क्र . 


21 जुलाई 2020 
सं 0 1 / पी -1001 / 2019 - सा 0 प्र0-6800 - सम्प्रति विद्यमान परिस्थितियों में निम्नांकित भा 0 प्र 0 से 0 पदाधिकारियों को 
उनके द्वारा धारित वर्तमान पद / प्रभारों के अलावा उनके नाम के सामने अंकित पद / पदों का अतिरिक्त प्रभार भी प्रदान 
किया जाता है 
पदाधिकारी का नाम / बैच / वर्तमान धारित पद एवं अतिरिक्त 

नवप्रदत्त अतिरिक्त प्रभार 
प्रभार 
1 श्री चन्द्रशेखर सिंह, भा 0 प्र0 से0 (2006 ), 

श्रमायुक्त / निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण / अपर 
निदेशक, पंचायती राज , बिहार, पटना ( अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास 
प्रभार – परियोजना निदेशक , बिहार ग्राम स्वराज योजना मिशन, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना 

सोसाइटी, पटना) 
श्री संजीव कुमार, भा 0 प्र0 से0( 2012 ), 
निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, बिहार, पटना 

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना 
3 श्रीमती शैलजा शर्मा, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2013 ), 

संयुक्त सचिव, 
संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना 

लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


2 


संयुक्त सचिव, 


21 जुलाई 2020 
सं 0 1 / सी -1005 / 2020 - सा 0 प्र0-6801 -- श्री शोभेन्द्र कुमार चौधरी, भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच : 2006 ) , विशेष सचिव, 
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 18.07.2020 के अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण किये जाने हेतु 
समर्पित आवेदन के आलोक में कम - से - कम 90 दिन पूर्व आवेदन समर्पित करने की शर्त को अखिल भारतीय सेवायें 
( मृत्यु - सह - सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम -16 ( 2) के द्वितीय परन्तुक के अधीन क्षान्त करते हुए 1958 की 
आलोच्य नियमावली के नियम -16( 2) के प्रावधान के तहत श्री चौधरी को दिनांक 18.07.2020 के अपराह्न से स्वैच्छिक 
सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


23 जुलाई 2020 
सं 0 1 / पी -1001 / 2020 - सा 0प्र0-6830-- श्रीमती वन्दना किनी, भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच : 1989 ) , आयुक्त, भागलपुर 
प्रमण्डल, भागलपुर ( अतिरिक्त प्रभार आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल,मुंगेर) के चिकित्सा अवकाश में रहने के कारण उनकी अवकाश 
अवधि के लिए उनके द्वारा धारित पद / प्रभार हेतु वैकल्पिक व्यवस्था निम्नवत् की जाती है: 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


7 


क्र . 


संदर्भित वैकल्पिक व्यवस्था से संबंधित जिला 

पदाधिकारी 
जिला पदाधिकारी , भागलपुर 
जिला पदाधिकारी, मुंगेर 


प्रासंगिक वैकल्पिक व्यवस्था से संबंधित अतिरिक्त प्रभार का 

पद 
भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर 

मुंगेर प्रमण्डल , मुंगेर 


1 


2 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


23 जुलाई 2020 
सं 0 1 / सी -1006 / 2020 - सा 0 प्र0-6837 -- डॉ 0 दीपक प्रसाद , भा ० प्र ० से 0 ( बी एच : 1989 ) , अपर मुख्य सचिव , 
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग , बिहार, पटना द्वारा दिनांक 22.07.2020 के अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण किये जाने 
हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में कम - से - कम 90 दिन पूर्व आवेदन समर्पित करने की शर्त को अखिल भारतीय सेवायें 
(मृत्यु - सह - सेवानिवृत्ति) नियमावली, 1958 के नियम -16( 2 ) के द्वितीय परन्तुक के अधीन क्षान्त करते हुए 1958 की आलोच्य 
नियमावली के नियम -16(2) के प्रावधान के तहत डॉ 0 प्रसाद को दिनांक -22.07.2020 के अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 
प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


23 जुलाई 2020 
सं 0 1 / पी -1002 / 2020 - सा 0 प्र0-6838-- श्री संजय कुमार, भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच : 1990 ) , प्रधान सचिव, पर्यटन 
विभाग, बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार राज्य परामर्शदातृ समिति के सदस्य सचिव) अगले आदेश तक प्रधान सचिव , 
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


25 जुलाई 2020 
सं 0 1 / पी -1002 / 2020 - सा 0 प्र0-6846 -- श्री आनन्द शर्मा, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2013 ), संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, 
बिहार, पटना अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


27 जुलाई 2020 
सं 0 1 / पी -1001 / 2020 ( खण्ड) -सा0 प्र0-6859- श्री सुधीर कुमार , भा ० प्र ० से 0 ( 88 ), अपर मुख्य सचिव , श्रम संसाधन 
विभाग , बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार – जाँच आयुक्त , सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक मुख्य परामर्शी, बिहार राज्य योजना पर्षद्, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री सुधीर कुमार अगले आदेश तक जाँच आयुक्त , सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना के अतिरिक्त प्रभार में 
पूर्ववत् बने रहेंगे । 

सं 0 1 / पी -1001 / 2020 ( खण्ड )-सा0 प्र0-6860 -- श्री उदय सिंह कुमावत, भा ० प्र० से0 (93), प्रधान सचिव, स्वास्थ्य 
विभाग, बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार - महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक परामर्शी, बिहार राज्य योजना पर्षद्, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री उदय सिंह कुमावत, महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना के अतिरिक्त प्रभार 
से मुक्त हो जायेंगे । 

सं 0 1 / पी -1001 / 2020 ( खण्ड ) -सा0 प्र0-6861 -- श्री प्रत्यय अमृत , भा 0 प्र 0 से 0 (91 ), प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग , बिहार , 
पटना अतिरिक्त प्रभार - अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पॉवर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना / प्रधान सचिव, आपदा 
प्रबंधन विभाग , बिहार, पटना ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री प्रत्यय अमृत अगले आदेश तक प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में 
पूर्ववत् बने रहेंगे तथा अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पॉवर ( होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार से 
मुक्त हो जायेंगे । 

सं 0 1 / पी -1001 / 2020 ( खण्ड )-सा0 प्र0-6862 -- श्री मिहिर कुमार सिंह, भा ० प्र० से0(93 ), (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से 
वापसी के उपरान्त पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


8 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


" 


सं 0 1 / पी -1001 / 2020 ( खण्ड) सा 0 प्र0-6863 श्री अरुण कुमार सिंह , भा 0 प्र 0 से 0 ( 85 ), विकास आयुक्त, बिहार 
अगले आदेश तक महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं 0 1 / पी -1001 / 2020 ( खण्ड)-सा0 प्र0-6864 -- श्री एस 0 सिद्धार्थ, भा 0प्र 0 से 0( 91 ), प्रधान सचिव, वित्त विभाग , बिहार, 
पटना अगले आदेश तक प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

2. श्री नर्मदेश्वर लाल , भा 0 प्र0 से 0(98) सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना भी अपने पद पर बने रहेंगे । 

सं 0 1 / पी -1001 / 2020( खण्ड )-सा0 प्र0-6865 -- श्री संजीव हंस , भा 0 प्र 0 से 0 (97 ),सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, 
पटना ( अतिरिक्त प्रभार - जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना) अगले 
आदेश तक सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना एवं अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पॉवर( होल्डिंग ) कंपनी लिमिटेड, 
पटना के अतिरिक्त प्रभारों में भी रहेंगे । 

2. श्री संजीव हंस , भा 0 प्र 0 से 0 ( 97 ) जॉच आयुक्त , सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना और सचिव, स्वास्थ्य विभाग, 
बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभारों से मुक्त हो जायेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


क्र. 


1 


29 जुलाई 2020 
सं 0 1 / पी -1001 / 2020 ( खण्ड )-सा0 प्र0-6872 -- कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण निम्नांकित 
पदाधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है: 

पदाधिकारी का नाम और वर्तमान पदस्थापन / अतिरिक्त प्रभार 
श्री संजय कुमार सिंह, भा 0 प्र 0 से0 ( 2007 ), राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना 

परिषद्, पटना( अतिरिक्त प्रभार - विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग) 
श्री राजीव रौशन , भा 0 प्र0 से0 ( 2010), अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग( अतिरिक्त प्रभार - अपर 

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका / मिशन निदेशक, जल - जीवन - हरियाली मिशन) 
श्री राज कुमार, भा 0 प्र0 से0( 2010), निदेशक, समाज कल्याण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार -निदेशक, 

निःशक्तता, समाज कल्याण विभाग ) 


2 


3 


2. स्वास्थ्य विभाग में प्रतिनियुक्त कंडिका -01 के सभी पदाधिकारी , अपने वर्तमान दायित्वों / प्रभारों का भी निर्वहन 


करेंगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचनाएं 

7 सितम्बर 2020 
सं 0 1 / एल1-10-16 / 2009 - गृ 0 आ0-5602-- श्रीमती प्रेमलता, भा 0 पु 0 से 0 ( 2006 ), पुलिस उप - महानिरीक्षक 
(प्रशासन), बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम -10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 
27.07.2020 से 07.08.2020 तक कुल 12 ( बारह ) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति, दिनांक 25 / 26.07.2020 
( शनिवार / रविवार) को Prefix के रूप में एवं दिनांक 08 / 09.08.2020 ( शनिवार / रविवार ) को Suffix के रूप में उपभोग 
की अनुमति सहित, प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव । 


2 सितम्बर 2020 
सं 0 1 / एल1-10-23 / 2015- गृआ0–5490-- श्रीमती मीनू कुमारी, भा 0 पु 0 से 0 ( 2010), तत्कालीन पुलिस अधीक्षक , 
खगड़िया सम्प्रति पुलिस अधीक्षक , जहानाबाद को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम -10, 11 एवं 20 
के अन्तर्गत दिनांक 15.11.2019 से 24.12.2019 तक कुल 40 ( चालीस) दिनों का उपार्जित अवकाश (दिनांक 25.12.2019 को 
Suffix के रूप में के उपभोग की अनुमति सहित ) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव । 


बिहार गजट, 16 सितम्बर 2020 


9 


2 सितम्बर 2020 
सं 0 1 / एल1-10-02 / 2007 - गृ0 आ0-5491-- श्रीमती के 0 एस 0 अनुपम, भा 0 पु0 से0 ( 1998 ) सम्प्रति पदस्थापन की 
प्रतीक्षा में को विभागीय अधिसूचना सं0-2265, दिनांक -03.03.2020 द्वारा दिनांक 25.02.2020 से स्वीकृत 180 दिनों के शिशु 
देखभाल अवकाश को दिनांक -04.03.2020 से 31.08.2020 तक संशोधित करते हुये उसके आगे 180 दिनों के लिये दिनांक 
01.09.2020 से 27.02.2021 तक (दिनांक 28.02.2021 को Suffix सहित) विस्तारित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव । 


2 सितम्बर 2020 
सं 0 1 / एल1-10-07 / 2020 -गृआ0-5492 -- श्री सैयद इमरान मसूद, परीक्ष्यमान भा 0 पु 0 से 0 (2018 ), सहायक 
पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम -10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 
23.12.2019 से 04.01.2020 तक कुल 13 ( तेरह ) दिनों का उपार्जित अवकाश, दिनांक 22.12.2019 ( रविवार) को Prefix एवं 
दिनांक -05.01.2020 को Suffix के रूप में अनुमति सहित, घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव । 


2 सितम्बर 2020 
सं 0 1 / एल1-10-03 / 2020 - गृ 0 आ0-5493 -- श्री अमृत राज, भा 0 पु 0 से0 (1998 ), पुलिस महानिरीक्षक, मद्यनिषेध , 
बिहार, पटना को स्वयं की चिकित्सा हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम -12 एवं 13 के 
अन्तर्गत दिनांक 12.10.2019 से 28.11.2019 तक कुल 48 दिनों का रूपांतरित अवकाश ( 48 x 2 = 96 दिनों के 
अर्द्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य ) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव । 


वाणिज्यकर विभाग 


अधिसूचनाएं 

11 सितम्बर 2020 
सं 0 6 / नि ० प्रतिनियु०-01-01 / 2020-1665 -- वाणिज्य कर विभाग- बिहार वित्त सेवा के 
श्री संजय कुमार ( 37 वीं 0 बैच / गृह जिला मुंगेर), राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, मुख्यालय, 
बिहार, पटना को राज्य – कर संयुक्त आयुक्त, अंकेक्षण, भागलपुर प्रमंडल के पद पर प्रतिनियुक्त किया 
जाता है । 
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अरूण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव । 


11 सितम्बर 2020 
सं ० 6 / नि ० प्रतिनियु०-01-01 / 2020-1666 -- वाणिज्य कर विभाग के नवनियुक्त 
परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष 
स्तम्भ 4 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है 
क्रम पदाधिकारी का नाम / बैच | गृह जिला | वर्तमान कार्यालय प्रतिनियुक्ति का कार्यालय 
सं ० 


1 


4 


1 


3 
राँची 
( झारखंड ) 


समस्तीपुर अंचल, 

समस्तीपुर 


2 


भागलपुर 


2 
श्री हरेराम / 63 वीं ० 
परीक्ष्यमान राज्य - कर 

सहायक आयुक्त 
ईश्रतजहाँ / 63 वीं , 
परीक्ष्यमान राज्य कर 
सहायक आयुक्त 
सौम्या / 63 वीं o, 
परीक्ष्यमान राज्य - कर 
सहायक आयुक्त 


पूर्णियाँ अंचल , 

पूर्णियाँ 


5 
परीक्ष्यमान राज्यकर 
सहायक आयुक्त, पटना 
सिटी पश्चिमी अंचल 
परीक्ष्यमान राज्य - कर 
सहायक आयुक्त, दानापुर 

अंचल , दानापुर 
परीक्ष्यमान राज्यकर 
सहायक आयुक्त, दानापुर 

अंचल, दानापुर 


3 


नालंदा 


गया अंचल , गया 


10 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


" 


4 


रोहतास 


अनामिका कुमारी / 63 वीं o , 
परीक्ष्यमान राज्य कर 
सहायक आयुक्त , 


औरंगाबाद अंचल , 
औरंगाबाद 


परीक्ष्यमान राज्य कर 
सहायक आयुक्त, गाँधी 

मैदान अंचल 


2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अरूण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव । 


मुख्य अभियंता का कार्यालय 
सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान 


कार्यालय आदेश 

27 अगस्त 2020 
सं 0 1 स्था 0 अनु0-12-101 / 2019-51 / सिवान -- समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति सिवान के पत्रांक 
97 / स्था0- दिनांक 28.01.2020 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 28.01.2020 की बैठक में 
लिये गये निर्णय के आलोक में रीता कुमारी, पिता- स्व 0 चन्द्रिका राम, भूतपूर्व अनुसेवक, सारण नहर प्रमंडल , महाराजगंज 
की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान लेभल- I (18000 56900 ) ग्रेड पें -1800 रूपये एवं समय - समय पर सरकार द्वारा 
स्वीकृत भत्ते सहित कार्यालय परिचारी के पद पर नियुक्त किया जाता है । उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान , 
कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज के कार्यालय में दिनांक 20.09.2020 तक निश्चित रूप से दें अन्यथा 
उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी । यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । 

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई वरीयता सूची तैयार की गई 
हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी । 

3. स्व 0 चन्द्रिका राम के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण - पोषण का दायित्व रीता कुमारी पर होगी । 
उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा । इसके लिए उनके विरूद्ध 
नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी । इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों का एक 
अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है । 

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला गोपालगंज के असैनिक शैल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण 
पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा । 

5. अगर रीता कुमारी की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित 
कर दिया जायेगा । 

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगी । 

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त 
कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी । 

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकम्पा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा 
संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । 

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि 
से संबंधित प्रमाण पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा 
इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरंत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी । 

10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी रीता कुमारी से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं 
लेने देने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे । 

11. उप सचिव , वित्त विभाग के पत्र संख्या 1964 दिनांक 31.8.2005 के अनुसार दिनांक 01.09.2005 एवं उसके 
बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा । 

आदेश से , 
(ह ०) अस्पष्ट , मुख्य अभियंता । 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 

8 सितम्बर 2020 
सं ० ग्रा ० वि०-14 ( प ० ) कैमूर -02 / 2019-286835 -- श्री जनार्दन तिवारी , 

अनु ० क्र0 

262805 , 
तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी , रामगढ़ , कैमूर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ द्वारा 
निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं अन्य वित्तीय अनियमितताओं के आरोप पर जिला पदाधिकारी , कैमूर , 


बिहार गजट, 16 सितम्बर 2020 


11 


भभुआ के पत्रांक- 1452 दिनांक 11.11.2019 के द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया । प्राप्त आरोप पत्र 
पर विभागीय ज्ञापांक 450950 दिनांक 17.12.2019 के द्वारा श्री तिवारी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी । 

प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में विभागीय पत्रांक 461855 दिनांक 12.05.2020 के द्वारा जिला 
पदाधिकारी, 

कैमूर , भभुआ से मंतव्य की माँग की गयी । विभागीय पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी, 
कैमूर , भभुआ के पत्रांक 705 दिनांक 04.07.2020 से मंतव्य प्राप्त है । 

श्री जनार्दन तिवारी के विरूद्ध आरोप , आरोपित पदाधिकारी का स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी , 
कैमूर , भभुआ के मंतव्य की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री तिवारी के 
विरूद्ध गठित आरोप सत्य है एवं उनके द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है । 

अत : श्री जनार्दन तिवारी , अनु ० क्र०- 262805 , तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी , रामगढ़ , कैमूर 
के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली , 2005 
के सुसंगत प्रावधानों के तहत उनपर असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित 
किया जाता है । 

आदेश दिया जाता है कि श्री तिवारी के चारित्री में इस दंड की प्रविष्टि की जाय । 

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 
आदेश : -आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई 
हेतु भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 
राहुल रंजन महिवाल , विशेष सचिव । 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

7 सितम्बर 2020 
सं 0 ई2-2-201 / 99–21-- श्री विनय कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, बेगूसराय के विभिन्न पदस्थापित कार्यालयों में स्वयं की 
अस्वस्थता / पत्नी की अस्वस्थता के कारण उनके द्वारा विभिन्न अवधियों में उपभोग किये गये अवकाश की स्वीकृति बिहार सेवा संहिता में अवकाश 
संबंधी प्रावधानित नियमों 180 , 227 , 230 , 232 , 234 , 236 , 240 , 246 एवं 248 के तहत निम्नवत् प्रदान की जाती है 

(i) दिनांक 23.05.1998 से 09.06.1998 तक कुल 18 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति । 
(ii) दिनांक 21.08.1998 से 31.08.1998 तक कुल 11 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति । 

(iii) दिनांक 30.11.1998 से 16.12.1998 तक कुल 17 दिनों का उपार्जित अवकाश, दिनांक 17.12.1998 से 27.01.1999 तक कुल 42 
दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाश एवं दिनांक 28.01.1999 से 04.05.1999 तक 97 दिनों का असाधारण अवकाश की स्वीकृति। 

(iv) दिनांक 16.05.1999 को 01 दिन का उपार्जित अवकाश तथा दिनांक 17.05.1999 को आधे वेतन पर छुट्टी की स्वीकृति तथा 
दिनांक 18.05.1999 से 30.12.1999 तक कुल 227 दिन के असाधारण अवकाश की स्वीकृति । 

(v ) दिनांक 23.04.2001 से 31.05.2001 तक कुल 39 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति । 

(vi) दिनांक 13.06.2001 से 17.06.2001 तक कुल 05 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति, दिनांक 18.06.2001 से 14.07.2001 तक 
कुल 27 दिनों का आधे वेतन पर छुट्टी की स्वीकृति तथा दिनांक 15.07.2001 से 31.08.2001 तक कुल 48 दिनों के असाधारण अवकाश की 
स्वीकृति । 

( vii) दिनांक 16.09.2001 से 10.02.2003 तक कुल 513 दिनों के असाधारण अवकाश की स्वीकृति । 
( viii ) दिनांक 25.04.2008 से 20.05.2008 तक कुल 26 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति । 
(ix) दिनांक 02.08.2008 से 18.08.2008 तक कुल 17 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव । 


12 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


श्रम संसाधन विभाग 


सं 0 2 / ई02-251 / 2018 श्र 0 सं0-1965 
सेवा में , 

महालेखाकार ( ले ० एवं ह 0 ), बिहार , 

वीरचन्द पटेल पथ , पटना । 
द्वारा : - वित्त विभाग , बिहार, पटना । 

पटना, दिनांक 10 अगस्त 2020 
विषय : -बिहार पुनर्गठन अधिनियम , 2000 के आलोक में राज्य परामर्शदातृ समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में 

श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन कारखाना निरीक्षणालय ( तकनीकी सहित ) एवं वाष्पित्र निरीक्षणालय के 

कार्यालयों में वर्ग-03 एवं 04 के कर्मियों के पदों के पुनर्गठन / चिन्हित करने के संबंध में । 
आदेश :-स्वीकृत । 

2. बिहार पुनर्गठन अधिनियम , 2000 के आलोक में राज्य परामर्शदातृ समिति द्वारा की गई अनुशंसा के 
आलोक में श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन कारखाना निरीक्षणालय ( तकनीकी सहित ) एवं वाष्पित्र निरीक्षणालय के 
कार्यालयों में वर्ग -03 एवं 04 के कर्मियों के विभिन्न पदों के पुनर्गठन / चिन्हित निम्नवत् किया जाता है : 

लिपिक संवर्ग 

कारखाना निरीक्षणालय (तकनीकी सहित ) कार्यालय 
क्र ० कार्यालय का नाम 

पूर्व से स्वीकृत नये पुनर्गठन के पश्चात् आवंटित 
सं ० 

कर्मियों की 

कर्मियों की संख्या 
संख्या 
लिपिक निम्नवर्गीय उच्च वर्गीय 

कुल 
लिपिक लिपिक 


3 


4 


5 


6 


05 


05 


10 


05 


03 


02 


05 


03 


03 


02 


05 


4 


02 


01 


01 


02 


02 


01 


01 


02 


02 


01 


01 


02 


01 


00 


01 


01 


01 


01 


01 


02 


01 


00 


01 


01 


1 

2 
1 मुख्य कारखाना निरीक्षक , बिहार, पटना 
2 उप मुख्य कारखाना निरीक्षक , पटना 
3 उप मुख्य कारखाना निरीक्षक , मुजफ्फरपुर 

कारखाना निरीक्षक , पटना अंचल -01 , पटना 
5 कारखाना निरीक्षक, पटना अंचल -02 , पटना 
6 कारखाना निरीक्षक, पटना अंचल -03 , पटना 
7 कारखाना निरीक्षक ( भैषज्य ) अंचल -01 , बिहार पटना 
8 कारखाना निरीक्षक ( भैषज्य ) अंचल- 02 , बिहार पटना 
9 कारखाना निरीक्षक (रसायन ) अंचल -01 , बिहार पटना 
10 कारखाना निरीक्षक ( रसायन ) अंचल- 02 , बिहार पटना 
11 कारखाना निरीक्षक, भोजपुर अंचल, आरा 
12 | कारखाना निरीक्षक, रोहतास अंचल , डिहरी 
13 कारखाना निरीक्षक , गया अंचल , गया 
14 कारखाना निरीक्षक , नालंदा अंचल, बिहारशरीफ 
15 कारखाना निरीक्षक, मुंगेर अंचल, मुंगेर 
16 कारखाना निरीक्षक , भागलपुर अंचल , भागलपुर 
17 कारखाना निरीक्षक , कटिहार अंचल , कटिहार 
18 कारखाना निरीक्षक , पूर्णियाँ अंचल , पूर्णियाँ 
19 कारखाना निरीक्षक , सहरसा अंचल , सहरसा 
20 कारखाना निरीक्षक , बेगूसराय अंचल , बेगूसराय 


01 


01 


01 


02 


02 


01 


01 


02 


02 


01 


01 


02 


02 


01 


01 


02 


02 


01 


01 


02 


02 


01 


01 


02 


02 


01 


01 


02 


02 


01 


01 


02 


02 


01 


01 


02 


02 


01 


01 


02 


02 


01 


01 


02 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


13 


21 


02 


01 


01 


02 


22 


02 


01 


01 


02 


23 


02 


01 


01 


02 


कारखाना निरीक्षक , समस्तीपुर अंचल, समस्तीपुर 
कारखाना निरीक्षक , मोतिहारी अंचल , मोतिहारी 
कारखाना निरीक्षक , छपरा अंचल , छपरा 
कारखाना निरीक्षक , मुजफ्फरपुर अंचल , मुजफ्फरपुर 
कारखाना निरीक्षक , वैशाली अंचल , हाजीपुर 

कुल 


24 


02 


01 


01 


02 


25 


01 


01 


01 


02 


47 


31 


31 


62 


क्र 0 


सं 0 


आशुलिपिक संवर्ग 
कारखाना निरीक्षणालय (तकनीकी सहित ) कार्यालय 
कार्यालय का नाम 

पूर्व से नये पुनर्गठन के पश्चात् आवंटित कर्मियों की संख्या 
स्वीकृत 
कर्मियों की 

सं 0 
आशुटंकक | आशुटंकक | आशुटंकक | आशुटंकक प्रधान कुल 
ग्रेड -3 

ग्रेड -2 ग्रेड -1 आशुटंकक 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


1 


00 


01 


00 


01 


02 


2 


01 


00 


00 


01 


00 


01 


मुख्य कारखाना निरीक्षक , बिहार , पटना 
उप मुख्य कारखाना निरीक्षक , पटना 
उप मुख्य कारखाना निरीक्षक , मुजफ्फरपुर 
कारखाना निरीक्षक , पटना अंचल -01, 


3 


01 


00 


00 


01 


00 


01 


4 


01 


00 


01 


00 


00 


01 


पटना 


5 


कारखाना निरीक्षक , पटना अंचल -02 , 


01 


00 


01 


00 


00 


01 


पटना 


6 


कारखाना निरीक्षक , पटना अंचल -03, 


01 


00 


01 


00 


00 


01 


पटना 


7 


01 


01 


00 


00 


00 


01 


8 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


9 


कारखाना निरीक्षक ( भैषज्य ) अंचल -01, 
बिहार पटना 
कारखाना निरीक्षक ( भैषज्य) अंचल 
02 , बिहार पटना 
कारखाना निरीक्षक ( रसायन ) अंचल -01, 
बिहार पटना 
कारखाना निरीक्षक (रसायन ) अंचल 
02 , बिहार पटना 
कारखाना निरीक्षक , भोजपुर अंचल , 


01 


01 


00 


00 


00 


01 


10 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


11 


01 


01 


00 


00 


00 


01 


आरा 


01 


00 


00 


01 


00 


01 


01 


01 


00 


00 


01 


12 | कारखाना निरीक्षक , रोहतास अंचल, 

डिहरी 
13 कारखाना निरीक्षक, गया अंचल , गया 
14 कारखाना निरीक्षक , नालंदा अंचल , 

बिहारशरीफ 
15 कारखाना निरीक्षक , मुंगेर अंचल , मुंगेर 


8|8 


01 


01 


00 


00 


01 


01 


01 


00 


00 


00 


01 


14 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


" 


16 


01 


00 


01 


00 


00 


01 


17 


01 


01 


00 


00 


00 


01 


18 


01 


01 


00 


00 


00 


01 


19 


01 


01 


00 


00 


00 


01 


20 


01 


00 


01 


00 


00 


01 


कारखाना निरीक्षक , भागलपुर अंचल , 
भागलपुर 
कारखाना निरीक्षक , कटिहार अंचल , 
कटिहार 
कारखाना निरीक्षक , पूर्णियाँ अंचल , 
पूर्णियाँ 
कारखाना निरीक्षक , सहरसा अंचल , 
सहरसा 
कारखाना निरीक्षक , बेगूसराय अंचल , 
बेगूसराय 
कारखाना निरीक्षक , समस्तीपुर अंचल , 
समस्तीपुर 
कारखाना निरीक्षक , मोतिहारी अंचल , 
मोतिहारी 
कारखाना निरीक्षक , छपरा अंचल , छपरा 
कारखाना निरीक्षक , मुजफ्फरपुर अंचल , 
मुजफ्फरपुर 
कारखाना निरीक्षक , वैशाली अंचल, 
हाजीपुर 

कुल 


21 


01 


01 


00 


00 


00 


01 


22 


01 


01 


00 


00 


00 


01 


23 


01 


01 


00 


00 


00 


01 


24 


01 


00 


00 


01 


00 


01 


25 


00 


01 


00 


00 


00 


01 


21 


13 


06 


04 


01 


24 


समूह - घ संवर्ग 


क्र ० 
सं ० 


कारखाना निरीक्षणालय (तकनीकी सहित ) कार्यालय 
कार्यालय का नाम 

पूर्व से स्वीकृत 
कर्मियों की संख्या 
आदेशपाल / चपरासी 


नये पुनर्गठन के पश्चात् 
आवंटित कर्मियों की संख्या 
कार्यालय 

कुल 
परिचारी 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


05 


05 


2 


02 


02 


02 


3 


02 


02 


02 


4 


02 


02 


02 


5 


02 


02 


02 


6 


02 


02 


02 


7 


01 


01 


01 


मुख्य कारखाना निरीक्षक , बिहार, पटना 
उप मुख्य कारखाना निरीक्षक , पटना 
उप मुख्य कारखाना निरीक्षक , मुजफ्फरपुर 
कारखाना निरीक्षक , पटना अंचल -01 , पटना 
कारखाना निरीक्षक , पटना अंचल -02 , पटना 
कारखाना निरीक्षक , पटना अंचल -03, पटना 
कारखाना निरीक्षक ( भैषज्य ) अंचल -01 , बिहार पटना 
कारखाना निरीक्षक ( भैषज्य ) अंचल- 02 , बिहार पटना 
कारखाना निरीक्षक ( रसायन ) अंचल -01 , बिहार पटना 
कारखाना निरीक्षक (रसायन ) अंचल- 02 , बिहार पटना 
कारखाना निरीक्षक , भोजपुर अंचल, आरा 
कारखाना निरीक्षक , रोहतास अंचल, डिहरी 
कारखाना निरीक्षक , गया अंचल , गया 
कारखाना निरीक्षक , नालंदा अंचल , बिहारशरीफ 


8 


01 


01 


01 


9 


01 


01 


01 


10 


01 


01 


01 


11 


02 


02 


02 


12 


02 


02 


02 


13 


02 


02 


02 


14 


02 


02 


02 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


15 


15 


02 


02 


02 


16 


02 


02 


02 


17 


02 


02 


02 


18 


02 


02 


02 


19 


02 


02 


02 


20 


02 


02 


02 


कारखाना निरीक्षक , मुंगेर अंचल , मुंगेर 
कारखाना निरीक्षक , भागलपुर अंचल, भागलपुर 
कारखाना निरीक्षक , कटिहार अंचल , कटिहार 
कारखाना निरीक्षक , पूर्णियाँ अंचल , पूर्णियाँ 
कारखाना निरीक्षक , सहरसा अंचल , सहरसा 
कारखाना निरीक्षक , बेगूसराय अंचल , बेगूसराय 
कारखाना निरीक्षक , समस्तीपुर अंचल , समस्तीपुर 
कारखाना निरीक्षक , मोतिहारी अंचल, मोतिहारी 
कारखाना निरीक्षक, छपरा अंचल , छपरा 
कारखाना निरीक्षक , मुजफ्फरपुर अंचल , मुजफ्फरपुर 
कारखाना निरीक्षक , वैशाली अंचल, हाजीपुर 

कुल 


21 


02 


02 


02 


22 


02 


02 


02 


23 


02 


02 


02 


24 


02 


02 


02 


25 


01 


02 


02 


43 


49 


49 


वाष्पित्र निरीक्षणालय 


कार्यालय का नाम 


क्र ० 
सं ० 


पूर्व से स्वीकृत पदों की संख्या 

नये पुनर्गठन के पश्चात् 

आवंटित पदों की संख्या 
आशुलिपिक / लिपिक आदेशपाल / आशुलिपिक / लिपिक संवर्ग कार्यालय 
आशुटंकक संवर्ग | चपरासी संवर्ग| आशुटंकक 

परिचारी 
संवर्ग 

संवर्ग निम्नवर्गीय | उच्चवर्गीय 

संवर्ग 
लिपिक लिपिक 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


8 


9 


1 


मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक , बिहार, 


00 


01 


02 


00 


00 


01 


02 


पटना 


2 


वाष्पित्र निरीक्षक , पटना अंचल , 


00 


01 


02 


00 


01 


00 


01 


, 


3 


पटना 
वाष्पित्र निरीक्षक , मुजफ्फरपुर 

मुजफ्फरपुर 


00 


01 


02 


00 


01 


00 


02 


अंचल , 


नोट : - इसके अलावे शेष सभी पद यथावत रहेगी। 

3. पद पुनर्गठित / चिन्हित किये जाने के फलस्वरूप किसी प्रकार का अतिरिक्त व्यय का वहन नहीं होगा। 

4. पुनर्गठित पदों का वेतनमान वित्त विभाग के प्रावधानों के अनुसार होगा। इन पदों के वेतन की निकासी 
संबंधित मद से , संबंधित कार्यालय से , संबंधित कोषागार एवं संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया 
जाएगा । 
5. उर्पयुक्त प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद् से स्वीकृत है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
सूर्यकान्त मणि , उप सचिव । 


16 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 


सं 0 1 / एम0-1-1035 / 2018 ( छाया संचिका) -503 
सेवा में , 

महालेखाकार, 
बिहार, पटना । 

पटना, दिनांक 10 जुलाई 2020 
विषय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय (पूर्व में गैर योजना) 

मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुमानित कुल- ₹ 398498953 / - ( उनचालीस करोड़ चौरासी लाख अनठानवें 
हजार नौ सौ तिरपन रूपये) मात्र का वार्षिक वित्तीय व्यय के अन्तर्गत कुल –641 स्थायी पदों एवं कुल -03 
संविदा आधारित पदों का सृजन की स्वीकृति तथा पूर्व से सृजित मुख्य अभियंता (नागरिक ), लोक स्वास्थ्य 
अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय ), पटना का पदनाम मुख्य अभियंता ( असैनिक ), दक्षिणी बिहार, लोक स्वास्थ्य 

अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय), पटना के रूप में परिवर्तित करने की स्वीकृति । 
आदेश - स्वीकृत । 

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को ससमय पूर्ण करने हेतु 01 (एक) 
मुख्य अभियंता ( असैनिक ), उत्तरी बिहार , मुख्यालय , पटना, 02 ( दो) अधीक्षण अभियंता ( असैनिक ) जल गुणवता अनुश्रवण, 
उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार, मुख्यालय, पटना, 02 ( दो ) कार्यपालक अभियंता ( असैनिक ), जल गुणवता अनुश्रवण, उत्तरी 
बिहार एवं दक्षिणी बिहार, मुख्यालय, पटना, 07 ( सात) कार्यपालक अभियंता (असैनिक ) कार्य प्रमंडल, शेरघाटी , फारबिसगंज, 
धमदाहा, बाराहाट , तेघड़ा, मोतीपुर एवं झंझारपुर , 96 (छियानबे) पद सहायक अभियंता ( असैनिक ) यथा - नव सृजित मुख्यालय 
कार्यालयों में (05 ), नव सृजित प्रमंडलों में ( 25 ), पूर्व से सृजित प्रमंडलों में (53) एवं पूर्व से सृजित अंचलों में ( 13 ) , 201 ( दो 
सौ एक ) कनीय अभियंता ( असैनिक) यथा - नव सृजित मुख्यालय कार्यालयों में ( 05) एवं वैसे प्रखंड जहाँ (विभाग का ) प्रशाखा 
स्वीकृत नहीं है के लिए ( 196 ) , जिला जल जाँच प्रयोगशाला हेतु 01 ( एक ) रसायनज्ञ , 76 सहायक रसायनज्ञ , 39 प्रयोगशाला 
सहायक तथा अवर प्रमंडल जल जाँच प्रयोगशाला हेतु 76 रसायनज्ञ, 76 प्रयोगशाला सहायक का पद एवं अनुषांगिक पदों 
सहित स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के अंतर्गत कुल 641 स्थायी पदों का सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है 
( परिशिष्ट -1)। 

2. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर परियोजना 
प्रबंधन इकाई का गठन किये जाने तथा इन इकाईयों के अंतर्गत संविदा आधारित पद यथा- 01 (एक ) राज्य परियोजना 
प्रबंधक , 01 (एक ) परामर्शी - प्रयोगशाला अनुश्रवण , 01 ( एक ) परामर्शी- जियोहाइड्रोलॉजी / हाइड्रोजियोलॉजी के कुल 03 पदों 
का सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ( परिशिष्ट -2 )। 

3. साथ ही मुख्य अभियंता (नागरिक ), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना का पदनाम 
बदलकर मुख्य अभियंता ( असैनिक), दक्षिणी बिहार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय ), बिहार, पटना करने की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

4. उपर्युक्त मुख्यालय / अंचलों / प्रमंडलों / राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के कार्यालय के अधीन सृजित पदों एवं 
ईकाइयों पर होने वाले व्यय की विवरणी संलग्न परिशिष्ट -6 है । उक्त पदों ( अनुषांगिक पदों सहित) को स्थापना एवं प्रतिवद्ध 
व्यय (पूर्व में गैर योजना) मद में सृजित किये जाने के उपरांत वर्ष - 2020-21 में कुल- ₹ 398498953 / - ( उनचालीस करोड़ 
चौरासी लाख अनठानवें हजार नौ सौ तिरपन रूपये) मात्र का वार्षिक वित्तीय व्यय ( परिशिष्ट -3, A , B , C ) होने की संभावना 


5. इन पदों पर होने वाले व्यय शीर्ष -2215 जल पूर्ति एवं सफाई -01 जल पूर्ति -102, ग्रामीण जल पूर्ति 
योजना -0001 , ग्रामीण जल पूर्ति योजना शीर्ष के अंतर्गत विकलित होगा । इसका विपत्र कोड सं0-36-2215011020001 है । 

6. उपर्युक्त पदों के सृजन एवं पूर्व से सृजित पद का नाम परिवर्तन के प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति की 
स्वीकृति एवं राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक -02.07.2020 को संपन्न बैठक में मद सं0-07 में स्वीकृति प्राप्त है । 

7. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 
अनु ० - यथोपरि । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
प्रवीण कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट, 16 सितम्बर 2020 


17 


पूर्व से कार्यरत 


कुल 


क्र० 
सं ० 


पदनाम ( वेतन 
स्तर) 


मुख्य 
अभियंता 
( असैनिक ), 
उत्तरी 
बिहार , 
मुख्यालय, 
पटना 


कार्यपालक अभियंता, 
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, 
शेरघाटी, फारबिसगंज, 

धमदाहा, बाराहाट, 
तेघड़ा, मोतीपुर एवं 

झंझारपुर 


परिशिष्ट -1 
पूर्व से कार्यरत 
कुल -13 लोक 
स्वास्थ्य अचलों के 
कार्यालयों में 
सहा 0 अभिः 
(असैनिक) का पद 


लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडलों में सहा ० 
अभि ० ( असैनिक ) 

का पद 


वैसे प्रखंड जहाँ पर 
कनीय अभियंता 
( असैनिक) का पद 
सृजित नहीं है, 
प्रखंडवार कनीय 
अभियंता का नव 
सृजित प्रशाखा / 
प्राक्कलक का पद 


पूर्व से सृजित 
जिलावार एवं 

अवर 
प्रमंडलीय स्तर 


प्रयोगशाला 

हेतु नव 
सृजित पद 


1 


मुख्य अभियंता 


1 


1 


(Level - 13A) 


2 


2 


2 


अधीक्षण अभियंता 
( Level -13 ) 


3 


2 


7 


9 


कार्यपालक 
अभियंता 
( Level-11) 
सहायक अभियंता 
( Level - 9 ) 


4 


5 


25 


13 


53 


96 


5 


196 


201 


कनीय अभियंता 

(Level - 7) 
प्रमंडलीय लेखा 
पदाधिकारी 
(Level - 6 ) 


6 


7 


7 


7 


7 


7 


प्रधान लिपिक 
( Level - 6 ) 


77 


77 


जिला / अवर 
प्रमंडलीय 
रसायनज्ञ 
(Level - 6 ) 
जिला सहायक 
रसायनज्ञ 
(Level - 5 ) 


9 


76 


76 


10 


115 


115 


11 


7 


7 


जिला / अवर 
प्रमंडलीय 
प्रयोयशाला 
सहायक 
(Level - 4 )) 
उच्च वर्गीय 
लिपिक 
(Level - 4 ) 
निम्न वर्गीय 
लिपिक 
( Level -2 ) 
परिचारी 
(Level - 1 ) 


12 


14 


14 


13 


8 


21 


29 


कुल 


641 


प्रवीण कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव । 


18 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


परिशिष्ट -2 


क्र ० 


पदनाम 


राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, 


कुल 


सं ० 


मुख्यालय, पटना 


1 


राज्य परियोजना प्रबंधक 


1 


1 


2 


परामर्शी- प्रयोगशाला अनुश्रवण 


1 


1 


3 


1 


1 


परामर्शी- जियोहाइड्रोलॉजी / 
हाइड्रोजियोलॉजी 


कुल 


3 


प्रवीण कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव । 


परिशिष्ट -3 


लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार , पटना के अंतर्गत कार्यालयों में स्थायी पदों एवं संविदा आधारित पदों के सृजन हेतु 

प्रस्तावित स्थापनाओं पर अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी : 


क्र 0 


कार्यालय का नाम 


कुल कार्यालय 


सं ० 


स्थापना व्यय 


1 


2 


3 


1 


19447812 


2 


357135000 


मुख्यालय स्तर पर नव सृजित पदों हेतु प्रस्तावित स्थायी पदों के कार्यालय पर अनुमानित 
वार्षिक व्यय 
क्षेत्रीय कार्यालयों में नव सृजित होने वाले प्रस्तावित स्थायी पदों के कार्यालय पर अनुमानित 
वार्षिक व्यय 
राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई हेतु संविदा के आधार पर प्रस्तावित नव सृजित पदों पर 
अनुमानित वार्षिक व्यय 


3 


2940000 


कुल योग 


379522812 


उपर्युक्त स्थापनाओं के लिए यात्रा भत्ता, टेलीफोन, मकान किराया, वर्दी, मोटरगाड़ी एवं कार्यालय 


18976141 


आकस्मिकता आदि पर व्यय @ 5 % 


कुल योग 


398498953 


( उनचालीस करोड़ चौरासी लाख अनठानवें हजार नौ सौ तिरपन रूपये) मात्र 


प्रवीण कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट, 16 सितम्बर 2020 


19 


परिशिष्ट- A 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत मुख्यालय स्तर पर नव सृजित पदों हेतु प्रस्तावित स्थायी पदों की व्यय विवरणी: 
क्र 0 पद का नाम 

कुल नव सृजित वेतन स्तर 

वेतन मंहगाई 
सं ० पदों की संख्या 

भत्ता 
17 % 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


1 


131100 


22287 


(( Level 

13A ) 
( Level -13 ) 


2 


2 


123100 


20927 


मुख्य अभियंता ( असैनिक ), उत्तरी 
बिहार, मुख्यालय, पटना 
अधीक्षण अभियंता ( असैनिक), जल 
गुणवता अनुश्रवण, उत्तरी बिहार एवं 
दक्षिणी बिहार, मुख्यालय,पटना 
कार्यपालक अभियंता (असैनिक ), जल 
गुणवता अनुश्रवण, उत्तरी बिहार एवं 
दक्षिणी बिहार, मुख्यालय, पटना 
मुख्यालय, पटना में सहायक अभियंता 
(असैनिक ) 


3 


2 


( Level - 11 ) 


67700 


11509 


4 


5 


( Level - 9 ) 


53100 


9027 


5 


5 


( Level - 7 ) 


44900 


7633 


मुख्यालय , पटना में कनीय अभियंता 
(असैनिक) 
मुख्यालय, पटना में परिचारी 


13 


8 


( Level - 1 ) 


18000 


3060 


मकान भत्ता 


चिकित्सा भत्ता 


परिवहन भत्ता 


प्रति व्यक्ति 
मासिक व्यय 


प्रति व्यक्ति 
वार्षिक व्यय 


कुल वार्षिक 


16 % 


व्यय 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


20976 


1000 


4680 


180043 


2160516 


2160516 


19696 


1000 


4680 


169403 


2032836 


4065672 


10832 


1000 


4680 


95721 


1148652 


2297304 


8496 


1000 


3510 


75133 


901596 


4507980 


7184 


1000 


3510 


64227 


770724 


3853620 


2880 


1000 


1755 


26695 


320340 


2562720 


अनुमानित वार्षिक व्यय की कुल राशि -19447812 
( एक करोड़ चौरानबे लाख सैतालिस हजार आठ सौ बारह रूपये) मात्र 


प्रवीण कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव । 


20 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


परिशिष्ट- B 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में नव सृजित होने वाले प्रस्तावित स्थायी पदों की व्यय 

विवरणी: 
क्र ० सं ० पद का नाम कुल नव सृजित | वेतन स्तर 

वेतन मंहगाई भत्ता 
पदों की संख्या 

17 % 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


7 


67700 


11509 


(Level 

11 ) 


2 


91 


( Level - 9 ) 


53100 


9027 


कार्यपालक अभियंता ( असैनिक ) 07 
प्रमंडल, शेरघाटी, फारबिसगंज, 
धमदाहा, बाराहाट , तेघड़ा, मोतीपुर एवं 
झंझारपुर 
पूर्व से सृजित नव सृजित प्रमंडलो एवं 
पूर्व से कार्यरत अंचलों, प्रमंडलों में 
सहायक अभियंता ( असैनिक ) 
नव सुजित प्रमंडलो एवं पूर्व से कार्यरत 
प्रमंडलों में प्रखंडवार कनीय अभियंता 
( असैनिक ) 
प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी 
प्रधान लिपिक 


3 


196 


( Level - 7 ) 


44900 


7633 


4 


7 
7 


( Level - 6 ) 
( Level - 6 ) 


35400 
35400 


6018 
6018 


5 


6 


77 


35400 


6018 


जिला / अवर प्रमंडलीय रसायनज्ञ 
जिला सहायक रसायनज्ञ 


( Level - 6 ) 
( Level -5 ) 


7 


76 


29200 


4964 


8 


115 


( Level -4 ) 


25500 


4335 


जिला / अवर प्रमंडलीय प्रयोगशाला 
सहायक 
उच्चवर्गीय लिपिक 


9 


7 


( Level -4 ) 


25500 


4335 


10 


निम्नवर्गीय लिपिक 


14 


( Level -2 ) 


19900 


3383 


11 


परिचारी 


21 


( Level - 1 ) 


18000 


3060 


चिकित्सा भत्ता 


परिवहन भत्ता 


प्रति व्यक्ति 


मकान भत्ता 

8 % 


प्रति व्यक्ति 
मासिक व्यय 


कुल वार्षिक व्यय 


वार्षिक व्यय 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


5416 


1000 


85625 


1027500 


7192500 


4248 


1000 


67375 


808500 


73573500 


3592 


1000 


57125 


685500 


134358000 


2832 
2832 


1000 
1000 


45250 
45250 


543000 
543000 


3801000 
3801000 


2832 


1000 


45250 


543000 


41811000 


2336 


1000 


37500 


450000 


34200000 


2040 


1000 


32875 


394500 


45367500 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


21 


2040 


1000 


32875 


394500 


2761500 


1592 


1000 


25875 


310500 


4347000 


1440 


1000 


23500 


282000 


5922000 


अनुमानित वार्षिक व्यय की कुल राशि 357135000 

(पैंतीस करोड़ एकहत्तर लाख पैंतीस हजार रूपये) मात्र 


प्रवीण कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव । 

परिशिष्ट- C 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई हेतु संविदा के आधार पर प्रस्तावित नव सृजित 

पदों की व्यय विवरणी : 


क्र 0 सं 0 


पद का नाम 


कुल स्वीकृत 


मासिक मानदेय 


वेतन 


मंहगाई 
भत्ता 


पद 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


राज्य परियोजना प्रबंधक 


1 


85000 


2 


1 


80000 


परामर्शी- प्रयोगशाला 
अनुश्रवण 
परामर्शी 
जियोहाइड्रोलॉजी / 
हाइड्रोजियोलॉजी 


3 


1 


80000 


मकान 
भत्ता 


चिकित्सा 
भत्ता 


परिवहन 
भत्ता 


प्रति व्यक्ति 
मासिक व्यय 


प्रति व्यक्ति 
वार्षिक व्यय 


कुल वार्षिक 


व्यय 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


85000 


1020000 


1020000 


80000 


960000 


960000 


80000 


960000 


960000 


वार्षिक व्यय की कुल राशि -2940000 
( उन्नतीस लाख चालीस हजार रूपये) मात्र 

प्रवीण कुमार गुप्ता , संयुक्त सचिव । 


22 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 


आदेश 

1 सितम्बर 2020 
सं 0 1 / एम - 1-1035 / 2018 ( छाया संचिका )-591 -- विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक -503, दिनांक 10.07.2020 द्वारा 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय (पूर्व में गैर योजना) मद में निम्न 
प्रकार से पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है : 

2. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग , बिहार, पटना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को ससमय पूर्ण करने हेतु 01 (एक ) 
मुख्य अभियंता (असैनिक ), उत्तरी बिहार, मुख्यालय, पटना, 02 ( दो) अधीक्षण अभियंता (असैनिक) जल गुणवता अनुश्रवण, 
उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार, मुख्यालय, पटना, 02 ( दो) कार्यपालक अभियंता (असैनिक ), जल गुणवता अनुश्रवण , उत्तरी 
बिहार एवं दक्षिणी बिहार, मुख्यालय, पटना, 07 ( सात ) कार्यपालक अभियंता (असैनिक ) कार्य प्रमंडल , शेरघाटी , फारबिसगंज , 
धमदाहा, बाराहाट , तेघड़ा, मोतीपुर एवं झंझारपुर, 96 (छियानबे ) पद सहायक अभियंता (असैनिक) यथा - नव सृजित मुख्यालय 
कार्यालयों में (05 ), नव सृजित प्रमंडलों में ( 25 ), पूर्व से सृजित प्रमंडलों में (53) एवं पूर्व से सृजित अंचलों में ( 13 ) , 201 ( दो 
सौ एक ) कनीय अभियंता (असैनिक) यथा - नव सृजित मुख्यालय कार्यालयों में (05 ) एवं वैसे प्रखंड जहाँ (विभाग का ) प्रशाखा 
स्वीकृत नहीं है के लिए ( 196), जिला जल जाँच प्रयोगशाला हेतु 01 ( एक ) रसायनज्ञ, 76 सहायक रसायनज्ञ, 39 प्रयोगशाला 
सहायक तथा अवर प्रमंडल जल जाँच प्रयोगशाला हेतु 76 रसायनज्ञ, 76 प्रयोगशाला सहायक का पद एवं अनुषांगिक पदों 
सहित स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के अंतर्गत स्थायी पदों का सृजन किया गया है । 

3. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर परियोजना 
प्रबंधन इकाई का गठन तथा उसके अंतर्गत संविदा आधारित पद यथा- 01 ( एक ) राज्य परियोजना प्रबंधक , 01 (एक) 
परामर्शी- प्रयोगशाला अनुश्रवण, 01 ( एक ) परामर्शी- जियोहाइड्रोलॉजी / हाइड्रोजियोलॉजी पदों का सृजन किया गया है । 

4. साथ ही मुख्य अभियंता (नागरिक ), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना का पदनाम 
बदलकर मुख्य अभियंता ( असैनिक), दक्षिणी बिहार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना किया गया है । 

5. उक्त पदों के सृजन के उपरांत कार्यों को सुचारू रूप से संचालन हेतु मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, 
कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता तथा जिला जाँच प्रयोगशालों के लिए कार्य क्षेत्र का निर्धारण 
संलग्न परिशिष्ट -1, 2 एवं 3 के अनुरूप किया जाता है । 

6. भविष्य में कार्य की महता को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय समीक्षा के उपरांत कार्य क्षेत्र में परिवर्तन किया जाना 
संभव हो सकेगा । 
अनु ० - यथोपरि । 

आदेश से , 
दया शंकर मिश्र, अभियंता प्रमुख - सह - विशेष सचिव । 

परिशिष्ट -1 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत अभियंता प्रमुख सह –विशेष सचिव / मुख्य अभिंयता / अधीक्षण 

अभियंता / कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता के स्वीकृत कार्यालय का नाम : 
क्रमांक संबंधित प्रक्षेत्र का संबंधित अंचल का नाम 

प्रमंडल का नाम 

अवर प्रमंडल का 


नाम 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


1 


1 


लोक स्वास्थ्य 
अभियंत्रण विभाग, 
पटना प्रक्षेत्र, पटना 


लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण 

अंचल, पटना 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, 
पटना पूर्व 


लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, 
विश्वविद्यालय 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, बाढ़ 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, मोकामा 
(नया पद) 
प्राक्कलक 
पदाधिकारी लोक 
स्वास्थ्य प्रमंडल, 
पटना पूर्व 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, पटना 
पश्चिम 


2 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, 

पटना पश्चिम 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


23 


क्रमांक 


संबंधित अंचल का नाम 


प्रमंडल का नाम 


संबंधित प्रक्षेत्र का 

नाम 


अवर प्रमंडल का 

नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


3 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , 

बिहारशरीफ 


4 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, 

हिलसा 


लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , दानापुर 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, पालीगंज 
(नया पद) 
प्राक्कलक 
पदाधिकारी लोक 
स्वास्थ्य प्रमंडल , 
पटना पश्चिम, 
पटना ( नया पद) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, 
बिहारशरीफ 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, राजगीर 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, हरनौत 
प्राक्कलक 
पदाधिकारी लोक 
स्वास्थ्य प्रमंडल, 
बिहारशरीफ 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, हिलसा 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, चण्डी 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, 
एकगरसराय 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल, हिलसा 
अधीक्षण अभियंता, 
पटना में सहायक 
अभियंता मोनिटरिंग 
( MIS / गुणवत्ता ) 
( नया पद) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , आरा 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, बिहियाँ 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, पीरो 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , जगदीशपुर 
(नया पद ) 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल, आरा 


5 


LO 


अधीक्षण अभियंता, लोक 
स्वा ० अभि 0 अंचल, पटना 
के तकनीकी सलाहकार 


2 


6 


लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण 

अंचल, आरा 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, 

आरा 


24 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


क्रमांक 


संबंधित अंचल का नाम 


प्रमंडल का नाम 


संबंधित प्रक्षेत्र का 

नाम 


अवर प्रमंडल का 

नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , 

बक्सर 


लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, बक्सर 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , डुमरांव 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, चौसा (नया 
पद) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, बह्मपुर 
(नया पद) 
प्राक्कलक 
पदाधिकारी लोक 
स्वास्थ्य प्रमंडल, 
बक्सर ( नया पद) 


8 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, 

अरवल 


9 


अधीक्षण अभियंता, लोक 
स्वा 0 अभि 0 अंचल, आरा 
के तकनीकी सलाहकार 


3 


10 


लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण 

अंचल, सासाराम 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , 

सासाराम 


लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , अरवल 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, करपी 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, कलेर 
प्राक्कलक 
पदाधिकारी लोक 
स्वास्थ्य प्रमंडल, 
अरवल (नया पद) 
अधीक्षण अभियंता, 
आरा में सहायक 
अभियंता मोनिटरिंग 
( MIS / गुणवत्ता) 
( नया पद ) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, सासाराम 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, 
डिहरीआनसोन 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, बिक्रमगंज 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, काराकाट 
( नया पद ) 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल, सासाराम 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, औरंगाबाद 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , नवीनगर 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, रफीगंज 


11 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, 

औरंगाबाद 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


25 


क्रमांक 


संबंधित अंचल का नाम 


प्रमंडल का नाम 


संबंधित प्रक्षेत्र का 

नाम 


अवर प्रमंडल का 

नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


12 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , 

भभुआ 


लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, दाउदनगर 
( नया पद ) 
प्राक्कलक पदा० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल, औरंगाबाद 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , भभुआ 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, मोहनियाँ 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , अधौरा 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, रामगढ़ 
( नया पद ) 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल, भभुआ 
( नया पद ) 
अधीक्षण अभियंता , 
सासाराम में 
सहायक अभियंता 
मोनिटरिंग 
( MIS / गुणवत्ता) 
(नया पद) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, गया पूर्व 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , गया 
पश्चिम 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , वजीरगंज 
(नया पद ) 


13 


अधीक्षण अभियंता, लोक 
स्वा ० अभि 0 अंचल, 
सासाराम के तकनीकी 
सलाहकार 


4 


14 


लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण 

अंचल, गया 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , 

गया 


15 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , 
शेरघाटी (नया पद) 


लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, बेलागंज 
(नया पद ) 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल, गया 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, शेरघाटी 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, बाराचट्टी 
( नया पद ) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , इमामगंज 
( नया पद ) 


26 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


क्रमांक 


संबंधित अंचल का नाम 


प्रमंडल का नाम 


संबंधित प्रक्षेत्र का 

नाम 


अवर प्रमंडल का 

नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, आमस 
( नया पद ) 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल, शेरघाटी 
( नया पद) 


16 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, 

नवादा 


17 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , 

जहानाबाद 


लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, नवादा 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, 
वारसलीगंज 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, रजौली 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , अकबरपुर 
( नया पद ) 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल , नवादा 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , जहानाबाद 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , शकूराबाद 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, घोषी 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल, जहानाबाद 
(नया पद) 
अधीक्षण अभियंता, 
गया में सहायक 
अभियंता मोनिटरिंग 
( MIS / गुणवत्ता) 
( नया पद) 

मुख्य अभियंता , 
पटना पक्षेत्र, पटना 


18 


अधीक्षण अभियंता, लोक 
स्वा ० अभि 0 अंचल, गया 
के तकनीकी सलाहकार 


5 


मुख्य अभियंता, पटना 
प्रक्षेत्र, पटना के प्रावैधिक 

सचिव 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण 
अंचल, मुजफ्फरपुर 


2 


6 


19 


लोक स्वास्थ्य 
अभियंत्रण विभाग , 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, 

मुजफ्फरपुर 


मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र , 

मुजफ्फरपुर 


लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, मुजफ्फरपुर 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, बोचहा 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, सकरा 
( नया पद ) 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


27 


क्रमांक 


संबंधित अंचल का नाम 


प्रमंडल का नाम 


संबंधित प्रक्षेत्र का 

नाम 


अवर प्रमंडल का 

नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


प्राक्कलक पदा० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल, मुजफ्फरपुर 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , मोतीपुर 


20 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , 
मोतीपुर (नया पद) 


लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , सरैया 


21 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, 

सीतामढ़ी 


लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , कांटी ( नया 
पद) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, मीनापुर 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल, मोतीपुर 
( नया पद ) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , सीतामढी 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , पुपरी 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, बेलसंड 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल, सीतामढ़ी 
( नया पद) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, शिवहर 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , तरियानी 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , पिपराही 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल, शिवहर 
(नया पद) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , हाजीपुर 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, लालगंज 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , महनार 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , महुआ 


22 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, 

शिवहर 


23 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , 

हाजीपुर 


28 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


क्रमांक 


संबंधित अंचल का नाम 


प्रमंडल का नाम 


संबंधित प्रक्षेत्र का 

नाम 


अवर प्रमंडल का 

नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


24 


अधीक्षण अभियंता, लोक 
स्वा ० अभि 0 अंचल, 
मुजफ्फरपुर के तकनीकी 
सलाहकार 


7 


25 


लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण 

अंचल , छपरा 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , 

छपरा 


लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , पातेपुर 
( नया पद) 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल, हाजीपुर 
अधीक्षण अभियंता, 
मुजफ्फरपुर में 
सहायक अभियंता 
मोनिटरिंग ( 
MIS / गुणवत्ता) 
( नया पद) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, छपरा 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, सोनपुर 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , मशरख 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, बनियापुर 
( नया पद) 
प्राक्कलक पदा० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल, छपरा 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, गोपालगंज 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, भौरे 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , बरौली 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल, गोपालगंज 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , सीवान 
लोक स्वास्थ्य अवर 


26 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , 

गोपालगंज 


27 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, 

सीवान 


प्रमंडल , 


महाराजगंज 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, मैरवाँ 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल, सीवान 
अधीक्षण अभियंता, 
छपरा में सहायक 
अभियंता मोनिटरिंग 
( MIS / गुणवत्ता ) 


28 


अधीक्षण अभियंता, लोक 
स्वा ० अभि 0 अंचल, छपरा 
के तकनीकी सलाहकार 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


29 


क्रमांक 


संबंधित अंचल का नाम 


प्रमंडल का नाम 


संबंधित प्रक्षेत्र का 

नाम 


अवर प्रमंडल का 

नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


( नया पद) 


8 


29 


लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण 

अंचल, मोतिहारी 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, 

मोतिहारी 


लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, मोतिहारी 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, रक्सौल 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , अरेराज 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, कल्याणपुर 
(नया पद) 


30 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, 

बेतिया 


प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
मोतिहारी 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, बेतिया 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, 
नरकटियागंज 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, रामनगर 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, बगहा 
( नया पद) 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 


प्रमंडल, बेतिया 


31 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , 

ढाका 


लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, ढाका 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, चकिया 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, छौड़ादानों 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल, ढ़ाका ( नया 
पद ) 
अधीक्षण अभियंता, 
मोतिहारी में 
सहायक अभियंता 
मोनिटरिंग 
( MIS / गुणवत्ता 
( नया पद) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, दरभंगा 


32 


अधीक्षण अभियंता, लोक 
स्वा ० अभि 0 अंचल, 
मोतिहारी के तकनीकी 
सलाहकार 


9 


33 


लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण 

अंचल, दरभंगा 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, 

दरभंगा 


30 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


क्रमांक 


संबंधित अंचल का नाम 


प्रमंडल का नाम 


संबंधित प्रक्षेत्र का 

नाम 


अवर प्रमंडल का 

नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


34 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , 

मधुबनी 


35 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , 
झंझारपुर (नया पद ) 


लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , 
लहेरियासराय 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, बेनीपुर 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, सिंहवाड़ा 
( नया पद ) 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल , दरभंगा 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , मधुबनी 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, जयनगर 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, बेनीपट्टी 
( नया पद ) 
प्राक्कलक पदा० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल , मधुबनी 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, झंझारपुर 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , फुलपरास 
(नया पद ) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , बाबूबरही 
(नया पद ) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , लौकही 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल, झंझारपुर 
(नया पद) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, समस्तीपुर 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , 
दलसिंहसराय 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , रोसडा 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, 
उजियारपुर ( नया 
पद ) 


36 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, 

समस्तीपुर 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


31 


क्रमांक 


संबंधित अंचल का नाम 


प्रमंडल का नाम 


संबंधित प्रक्षेत्र का 

नाम 


अवर प्रमंडल का 

नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


37 


प्राक्कलक पदा० , 
लोक स्वास्थ्य 

प्रमंडल, समस्तीपुर 
अधीक्षण अभियंता, लोक अधीक्षण अभियंता, 
स्वा ० अभि 0 अंचल, दरभंगा | दरभंगा में सहायक 
के तकनीकी सलाहकार अभियंता मोनिटरिंग 

( MIS / गुणवत्ता ) 
( नया पद ) 


10 


मुख्य अभियंता, 
मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, 


मुख्य अभियंता, 
मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, 
मुजफ्फरपुर के प्रावैधिक 

सचिव 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण 


मुजफ्फरपुर 


3 


11 


38 


लोक स्वास्थ्य 
अभियंत्रण विभाग, 


अंचल, भागलपुर 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , 

भागलपुर पूर्व 


भागलपुर प्रक्षेत्र, 


भागलपुर 


39 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, 


लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , 
भागलपुर -1 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, नौगछिया 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, कहलगांव 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, पीरपैंती 
(नया पद ) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, नारायणपुर 
( नया पद) 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल , भागलपुर 
पूर्व (नया पद ) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, 
भागलपुर -2 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , 
भागलपुर -3 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, सुल्तानगंज 
प्राक्कलक पदा० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल , भागलपुर 
पश्चिम 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , बॉका 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, कटोरिया 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, बेलहर 
(नया पद) 


भागलपुर पश्चिम 


40 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, 

बाँका 


32 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


क्रमांक 


संबंधित अंचल का नाम 


प्रमंडल का नाम 


संबंधित प्रक्षेत्र का 

नाम 


अवर प्रमंडल का 

नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


41 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , 
बाराहाट ( नया पद ) 


42 


अधीक्षण अभियंता, लोक 
स्वा ० अभि 0 अंचल, 
भागलपुर के तकनीकी 
सलाहकार 


प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल , बाँका (नया 
पद) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , बाराहाट 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , धौरैया 
( नया पद ) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , अमरपुर 
( नया पद) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , बौंसी ( नया 
पद ) 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल, बाराहाट 
( नया पद) 
अधीक्षण अभियंता, 
भागलपुर में 
सहायक अभियंता 
मोनिटरिंग 
( MIS / गुणवत्ता) 
( नया पद) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , मुंगेर 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , जमालपुर 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, खड़गपुर 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , तारापुर 
( नया पद ) 
प्राक्कलक पदा० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल , मुंगेर 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, जमुई 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , झाझा 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , सिकन्दरा 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, चकाई 
( नया पद ) 
प्राक्कलक पदा० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल , जमुई 


12 


43 


लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण 

अंचल , मुंगेर 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , 

मुंगेर 


44 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, 

जमुई 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


33 


क्रमांक 


संबंधित अंचल का नाम 


प्रमंडल का नाम 


संबंधित प्रक्षेत्र का 

नाम 


अवर प्रमंडल का 

नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


45 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, 

शेखपुरा 


46 


अधीक्षण अभियंता, लोक 
स्वा 0 अभि 0 अंचल, मुंगेर 
के तकनीकी सलाहकार 


13 


47 


लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण 

अंचल, बेगूसराय 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, 

बेगूसराय 


लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , शेखपुरा -1 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, शेखपुरा -2 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, बरबीघा 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल, शेखपुरा 
अधीक्षण अभियंता , 
मुंगेर में सहायक 
अभियंता मोनिटरिंग 
( MIS / गुणवत्ता) 
(नया पद ) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , बेगुसराय 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , बखरी 
(नया पद ) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , बलिया 
( नया पद) 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल, बेगुसराय 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, बरौनी 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, मंझौल 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , तेघड़ा 
(नया पद ) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, बछवाड़ा 
( नया पद ) 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल, तेघड़ा 
( नया पद) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, खगडिया 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, चौथम 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, गोगरी 
जमालपुर 


48 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, 
तेघड़ा ( नया पद ) 


49 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, 

खगडिया 


34 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


क्रमांक 


संबंधित अंचल का नाम 


प्रमंडल का नाम 


संबंधित प्रक्षेत्र का 

नाम 


अवर प्रमंडल का 

नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


50 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, 

लखीसराय 


लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, परवत्ता 
( नया पद ) 
प्राक्कलक पदा० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल, खगड़िया 
( नया पद ) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , लखीसराय 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, बड़हिया 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, हलसी 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल, लखीसराय 
( नया पद ) 
अधीक्षण अभियंता, 
बेगूसराय में 
सहायक अभियंता 
मोनिटरिंग 
( MIS / गुणवत्ता) 
(नया पद) 


51 


अधीक्षण अभियंता , लोक 
स्वा ० अभि ० अंचल, 
बेगूसराय के तकनीकी 
सलाहकार 


14 


मुख्य अभियंता, भागलुपर 
प्रक्षेत्र, भागलपुर के 
प्रावैधिक सचिव 


मुख्य अभियंता, 
भागलपुर प्रक्षेत्र, 


भागलपुर 


4 


15 


52 


लोक स्वास्थ्य 
अभियंत्रण विभाग, 
पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, 
पूर्णियाँ 


लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण 

अंचल , पूर्णियाँ 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , 

पूर्णियाँ 


लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, पूर्णियाँ 
लोक स्वास्थ्य अवर 


प्रमंडल, वायसी 


53 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, 
धमदाहा ( नया पद) 


लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, अमौर 
(नया पद ) 
प्राककलक पदा० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल , पूर्णियाँ 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, धमदाहा 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, रूपौली 
( नया पद) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, भवानीपुर 
( नया पद) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , बनमनखी 
( नया पद) 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


35 


क्रमांक 


संबंधित अंचल का नाम 


प्रमंडल का नाम 


अवर प्रमंडल का 


संबंधित प्रक्षेत्र का 

नाम 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


54 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, 

किशनगंज 


55 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , 

कटिहार 


प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल , धमदाहा 
( नया पद ) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, किशनगंज 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, ठाकुरगंज 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, बहादुरगंज 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, कोचाधामन 
( नया पद) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , पोठिया 
( नया पद) 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल , किशनंगज 
( नया पद) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , कटिहार 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, बारसोई 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , कुरसेला 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , मनिहारी 
( नया पद ) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, सोनेली 
( नया पद) 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल , कटिहार 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , अररिया 
पश्चिम 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, अरयिा पूर्व 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , रानीगंज 
(नया पद ) 


56 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, 

अररिया 


प्राक्कलक पदा० , 
लोक स्वास्थ्य 

, 


36 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


क्रमांक 


संबंधित अंचल का नाम 


प्रमंडल का नाम 


संबंधित प्रक्षेत्र का 

नाम 


अवर प्रमंडल का 

नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


57 


58 


16 


59 


लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण 

अंचल, सहरसा 


( नया पद ) 
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लोक स्वास्थ्य अवर 
फारबिसगंज (नया पद) प्रमंडल, 

फारबिसगंज 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , नरपतगंज 
( नया पद ) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, भरगामा 
(नया पद) 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल , 
फारबिसगंज ( नया 

पद ) 
अधीक्षण अभियंता, लोक अधीक्षण अभियंता, 
स्वा 0 अभि 0 अंचल, पूर्णियाँ | पूर्णियां में सहायक 
के तकनीकी सलाहकार अभियंता मोनिटरिंग 

( MIS / गुणवत्ता) 

(नया पद) 
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लोक स्वास्थ्य अवर 
सहरसा 

प्रमंडल, सहरसा 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, सिमरी 
बख्तियारपुर 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, सौर बाजार 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , सोनवर्षा 
( नया पद ) 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 

प्रमंडल , सहरसा 
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लोक स्वास्थ्य अवर 
सुपौल प्रमंडल , सुपौल 

लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , वीरपुर 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, त्रिवेणीगंज 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , निर्मली 
(नया पद ) 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल, सुपौल 
(नया पद) 


60 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


37 


क्रमांक 


संबंधित अंचल का नाम 


प्रमंडल का नाम 


संबंधित प्रक्षेत्र का 

नाम 


अवर प्रमंडल का 

नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


61 


62 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , लोक स्वास्थ्य अवर 
मधेपुरा प्रमंडल, मधेपुरा 

लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, मुरलीगंज 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल , 
उदाकिशनगंज 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, सिंहेश्वर 
( नया पद ) 
लोक स्वास्थ्य अवर 
प्रमंडल, चौसा ( नया 
पद) 
प्राक्कलक पदा ० , 
लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल , मधेपुरा 

(नया पद) 
अधीक्षण अभियंता, लोक अधीक्षण अभियंता, 
स्वा ० अभि 0 अंचल, सहरसा में सहायक 
सहरसा के तकनीकी अभियंता मोनिटरिंग 
सलाहकार 

( MIS / गुणवत्ता) 
( नया पद) 
मुख्य अभियंता , 
पूर्णियां प्रक्षेत्र, 

पूर्णियां 
अधीक्षण अभियंता ( मो 0 ) के 

सहायक अभियंता 
तकनीकी सलाहकार , (असैनिक) का 01 
मुख्यालय, पटना । 

पद 

( नया पद ) 
कार्यपालक अभियंता 02 पद स्वीकृत 
(मो0-1), मुख्यालय, पटना 
कार्यपालक अभियंता 02 पद स्वीकृत 
( मो0-2 ), मुख्यालय , पटना 
कार्यपालक अभियंता ( जल 

सहायक अभियंता 
गुणवत्ता अनुश्रवण ) 

(असैनिक ) ( जल 

गुणवत्ता अनुश्रवण ) 
( नया पद ) 

कोषांग का 02 

(नया पद) 


17 


मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ 
प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ के 

प्रावैधिक सचिव 
अधीक्षण अभियंता ( मो ० ) 


10 


18 


63 


मुख्य अभियंता 
( असैनिक ), उत्तरी 


बिहार, मुख्यालय, 

पटना 
( नया पद ) 


64 


65 


19 


66 


अधीक्षण अभियंता ( जल 

गुणवत्ता अनुश्रवण ), 
उत्तरी बिहार, मुख्यालय, 

पटना । 

( नया पद ) 


6 


20 


67 


मुख्य अभियंता 
( असैनिक), दक्षिणी 


संयुक्त सचिव ( प्र ० को ० ). 

पटना, मुख्यालय 


उप सचिव (प्र ० को ० ), 
मुख्यालय, पटना 


बिहार, मुख्यालय, 
पटना ( नया पद) 
( पूर्व में स्वीकृत 

पदनाम मुख्य 
अभियंता (नागरिक ), 


परियोजना 

पदाधिकारी 
मुख्यालय, पटना 

(01) 
02 पद स्वीकृत 


21 


68 


विशेष पदाधिकारी, पटना,, 

मुख्यालय 


उप निदेशक 
( मूल्यांकण),मुख्यालय, 
पटना 


38 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


क्रमांक 


संबंधित अंचल का नाम 


प्रमंडल का नाम 


संबंधित प्रक्षेत्र का 

नाम 


अवर प्रमंडल का 

नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


मुख्यालय, पटना ) 


69 


02 पद स्वीकृत 


70 


02 पद स्वीकृत 


उप निदेशक ( अन्वेषण), 
मुख्यालय, पटना 
कार्यपालक अभियंता 
( मो 0 / मू ० ), मुख्यालय, 
पटना 
विशेष पदाधिकारी के 
तकनीकी सलाहकार, 
मुख्यालय, पटना 
कार्यपालक अभियंता ( जल 
गुणवत्ता अनुश्रवण ) 

( नया पद ) 


71 


22 


72 


अधीक्षण अभियंता (जल 

गुणवत्ता अनुश्रवण ), 
दक्षिणी बिहार, मुख्यालय, 

पटना । 

( नया पद ) 
लोक स्वास्थ्य परियोजना 
कार्य अंचल , पटना 


सहायक अभियंता 
(योजना ), मुख्यालय, 

पटना (64) 
सहायक अभियंता 
( असैनिक) ( जल 
गुणवत्ता अनुश्रवण ) 
कोषांग का 02 

(नया पद) 


23 


73 


74 


03 पद स्वीकृत 


75 


03 पद स्वीकृत 


अधीक्षण अभियंता, 
परियोजना कार्य अंचल 
के तकनीकी सलाहकार 
परियोजना प्रमं ० सं०-1, 
पटना 
परियोजना प्रमं 0 सं0-2 , 
पटना 
परियोजना प्रमं 0 सं0-3, 
पटना 
परियोजना प्रमं ० सं0-4, 
पटना 
परियोजना प्रमं 0 सं0-5 , 
पटना 


76 


03 पद स्वीकृत 


77 


03 पद स्वीकृत 


78 


03 पद स्वीकृत 


24 


मुख्य अभियंता ( नागरिक ) 

के प्रावैधिक सचिव 
लोक स्वास्थ्य रूपांकण 
एवं योजना अंचल -2, 

पटना 


7 


25 


79 


मुख्य अभियंता 
(रूपांकण ), लोक 
स्वास्थ्य अभियंत्रण 


05 पद स्वीकृत 


लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं 
योजना प्रमंडल सं0-5, 
पटना 
लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं 
योजना प्रमंडल सं0-6, 


विभाग (मुख्यालय ), 


80 


05 पद स्वीकृत 


पटना 


पटना 


लोक स्वास्थ्य 

रूपांकण एवं 
योजना अंचल -02, 

पटना (01) 
05 पद स्वीकृत 


26 


81 


लोक स्वास्थ्य रूपांकण 
एवं योजना अंचल -3, 

पटना 


लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं 
योजना प्रमंडल सं0-7, 
पटना 
लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं 
योजना प्रमंडल सं0-8, 


82 


05 पद स्वीकृत 


पटना 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


39 


क्रमांक 


संबंधित अंचल का नाम 


प्रमंडल का नाम 


संबंधित प्रक्षेत्र का 

नाम 


अवर प्रमंडल का 

नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


लोक स्वास्थ्य 

रूपांकण एवं 
योजना अंचल -03, 

पटना (01) 
05 पद स्वीकृत 


27 


83 


लोक स्वास्थ्य रूपांकण 
एवं योजना अंचल -4, 

पटना 


84 


03 पद स्वीकृत 


लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं 
योजना प्रमंडल सं0-9, 
पटना 
लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं 
योजना प्रमंडल सं0-10 , 
पटना 
लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं 
योजना अंचल सं0-04, 
पटना के तकनीकी 
सलाहकार 


85 


लोक स्वास्थ्य 

रूपांकण एवं 
योजना अंचल -04, 

पटना (02) 


28 


मुख्य अभियंता 


(रूपांकण), मुख्यालय, 
पटना के प्रावैधिक सचिव 


29 


अभियंता प्रमुख - सह 
विशेष सचिव के प्रावैधिक 

सचिव 


8 


30 


86 


मुख्य अभियंता , 
बुडको, पटना 


अधीक्षण अभियंता, 

बुडको, पटना 
अधीक्षण अभियंता, 
बुडको, पटना 


सहायक अभियंता 
(असैनिक ) 15 पद 

स्वीकृत 


31 


87 


कार्यपालक अभियंता, 

बुडको, पटना 
कार्यपालक अभियंता, 

बुडको, पटना 
कार्यपालक अभियंता, 

बुडको, पटना 


88 


दया शंकर मिश्र, अभियंता प्रमुख - सह -विशेष सचिव । 
परिशिष्ट -2 

पटना प्रक्षेत्र, पटना 
कनीय अभियंताओं का पूर्व से स्वीकृत पद / नवसृजित पद की विवरणी : 

प्रशाखा / 
अवर प्रमंडल का नाम 

अभ्युक्ति 
प्राक्कलक का नाम 


प्रमंडल का नाम 


पटना पूर्व 


प्राक्कलक पदाधिकारी 


प्राक्कलक 


बाढ़ 


बाढ़ -1 
बाढ़ -2 (अथमलगोला) 
बेलछी (नया पद) 
बख्तियारपुर (नया पद ) 
मोकामा 
पण्डारक ( नया पद ) 
घोसवरी ( नया पद) 


मोकामा ( नया पद ) 


40 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


प्रमंडल का नाम 


अवर प्रमंडल का नाम 


प्रशाखा / 
प्राक्कलक का नाम 


अभ्युक्ति 


विश्वविद्यालय 


फतुहां 
खुशरूपुर ( नया पद ) 
दनियावाँ ( नया पद) 
दीघा ( पटना सदर) 


पटना पश्चिम 


प्राक्कलक पदाधिकारी ( नया पद ) 

पटना पश्चिम 


फुलवारीशरीफ 
पुनपुन ( नया पद ) 
सम्पतचकनिया पद) 
मसौढी 
धनरूआ ( नया पद ) 
भंडार, सचिवालय 


दानापुर 


दानापुर 
मनेर ( नया पद ) 
बिहटा 
नौबतपुर ( नया पद ) 
पालीगंज (नया पद) 
दुल्हिन बाजार ( नया पद ) 
बिक्रम 


पालीगंज (नया पद ) 


बिहार शरीफ 


प्राक्कलक पदाधिकारी 

बिहार शरीफ 


हरनौत 


प्राक्क्लक 
बिहारशरीफ -1 
बिहारशरीफ -2 ( नुरसराय ) 
अस्थावां 
सरमेरा ( नया पद ) 
बिन्द (नया पद ) 
हरनौत 
रहुई 
राजगीर -1 
राजगीर -2 ( शहरी एवं 
भंडार / वेन ) 
गिरियक ( नया पद ) 
नालन्दा (सिलाव) 
कतरीसराय (नया पद ) 


राजगीर 


हिलसा 


प्राक्कलक 


प्राक्कलक पदाधिकारी 

हिलसा 


चण्डी 


हिलसा- I (प्रमंडलीय भंडार) 
हिलसा- II 
करायपरशुराय 
चण्डी 
डीहा ( थरथरी) 
नगर नौसा ( नया पद ) 
एकंगरसराय 


एकंगरसराय 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


41 


प्रमंडल का नाम 


अवर प्रमंडल का नाम 


अभ्युक्ति 


प्रशाखा / 

प्राक्कलक का नाम 
एकंगर डीह ( परवलपुर ) 
इस्लामपुर 


आरा 


प्राक्कलक पदाधिकारी 


प्राक्कलक 


आरा 


आरा 


पीरो 


बड़हरा ( नया पद ) 
कोईलवर 
उदवन्तनगर ( नया पद ) 
पीरो 
तरारी (नया पद) 
चरपोखरी (नया पद ) 
अगिआँव ( नया पद ) 
बिहियां 


बिहियां 


जगदीशुपर (नया पद ) 


शाहपुर 
जगदीशपुर 
संदेश 


सहार 


गडहनी 


बक्सर 


प्राक्कलक पदाधिकारी (नया पद) 


प्राक्कलक 


प्राक्कलक 


बक्सर 


चौसा ( नया पद ) 


बक्सर -1 
बक्सर-2 ( ईटाढ़ी) 
चौसा (नया पद ) 
राजपुर 
डुमरांव 
नावानगर 
चौगाई ( नया पद ) 
केसठ (नया पद) 


डुमरांव 


ब्रह्मपुर (नया पद ) 


ब्रह्मपुर 
सिमरी (नया पद) 


चक्की (नया पद ) 


अरवल 


प्राक्कलक पदाधिकारी ( नया पद ) 


अरवल 


कलेर 


अरवल -1 (भंडार ) 
अरवल -2 ( शहरी) 

अरवल -3 ( ग्रामीण) 
कलेर -1 
कलेर -2 
कलेर -3 
करपी 


करपी 


42 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


प्रमंडल का नाम 


अवर प्रमंडल का नाम 


अभ्युक्ति 


प्रशाखा / 

प्राक्कलक का नाम 
कुर्था 
बंशीपुर सूर्यपुर 


सासाराम 


प्राक्कलक पदाधिकारी 


प्राक्कलक 


सासाराम 


सासाराम 


डिहरी ओन सोन 


करहगर 
कोचस (नया पद ) 
नोखा ( नया पद) 
चेनारी 
शिवसागर (नया पद) 
डिहरी 
अकोढ़ीगोला (नया पद ) 
नौहट्टा 
रोहतास 
तिलौथु (नया पद ) 
विक्रमगंज 
दावथ ( नया पद ) 
सुर्यपुरा 
दिनारा (नया पद ) 
काराकाट ( नया पद ) 
राजपुर (नया पद ) 


बिक्रमगंज 


काराकाट ( नया पद ) 


संझौली ( नया पद ) 


नासरीगंज 


भभुआ 


प्राक्कलक 


प्राक्कलक पदाधिकारी ( नया पद ) 

भभुआ 


भभुआ 
चैनपुर 
चाँद ( नया पद ) 


अधौरा 


अधौरा 


भगवानपुर 

रामपुर ( नया पद ) 
मोहनियां 
दुर्गावती 


मोहनियां 


कुदरा 


रामगढ़ ( नया पद) 


रामगढ़ 
नुआँव (नया पद) 
प्राक्कलक 
औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


प्राक्कलक पदाधिकारी 

औरंगाबाद 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


43 


प्रमंडल का नाम 


अवर प्रमंडल का नाम 


प्रशाखा / 
प्राक्कलक का नाम 


अभ्युक्ति 


देव 


मदनपुर ( नया पद ) 


दाउदनगर (नया पद) 


दाउदनगर 

ओबरा ( नया पद ) 
रफीगंज 
गोह 


रफीगंज 


हसपुरा 
नबीनगर 


नबीनगर 


कुटुम्बा 


बारूण 


गया 


प्राक्कलक पदाधिकारी 
गया पश्चिम, गया 


बेलागंज ( नया पद ) 


गया पूर्व, गया । 


प्राक्कलक 
बोधगया 
टिकारी 
कोंच ( नया पद) 
बेलागंज (नया पद ) 
परैया 
नगर प्रखंड ( नया पद ) 
मानपुर 
खिजरसराय 
अतरी ( नया पद) 
नीमचक बथानी ( नया पद ) 
वजीरगंज 
टनकुजा ( नया पद ) 
मोहड़ा ( नया पद) 


वजीरगंज ( नया पद) 


शेरघाटी ( नया 

पद ) 


प्राक्कलक पदाधिकारी ( नया पद ) 

शेरघाटी, गया । 


शेरघाटी 
डोभी (नया पद ) 
गरूआ ( नया पद ) 
गुरारू (नया पद ) 
बाराचट्टी ( नया पद ) 
मोहनपुर ( नया पद ) 
फतेहपुर ( नया पद) 
इमामगंज 


बाराचट्टी ( नया पद ) 


इमामगंज ( नया पद ) 


डुमरिया (नया पद) 


आमस (नया पद ) 


आमस 


बार्केबाजार (नया पद) 


44 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


प्रमंडल का नाम 


अवर प्रमंडल का नाम 


प्रशाखा / 
प्राक्कलक का नाम 


अभ्युक्ति 


जहानाबाद 


प्राक्कलक पदाधिकारी ( नया पद ) 


प्राक्कलक 


जहानाबाद 


जहानाबाद 
नगरपालिका 
काको 


घोषी 


घोषी 


मोदनगंज 


शकूराबाद 


हुलासगंज 
मखदुमपुर -1 
मखदुमपुर -2 
रतनी 


नवादा 


प्राक्कलक पदाधिकारी 


प्राक्कलक 


नवादा 


नवादा 


हिसुआ 
नारदीगंज (नया पद) 


नरहट 


रजौली 


अकबरपुर (नया पद ) 


रजौली 
सिरदल्ला 
मेसकौर (नया पद) 
अकबरपुर ( नया पद ) 
गोविन्दपुर 
रोह (नया पद ) 
वारसलिगंज 
काशिचक ( नया पद ) 
कौआकोल 
पकरीबरावाँ 


वारसलिगंज 


प्रमंडल का नाम 


मुजफ्फरपुर 


दया शंकर मिश्र, अभियंता प्रमुख - सह - विशेष सचिव । 
मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर 
कनीय अभियंताओं का पूर्व से स्वीकृत पद / नवसृजित पद की विवरणी : 
अवर प्रमंडल का नाम 

प्रशाखा / प्राक्कलक का नाम अम्युक्ति 
प्राक्कलक पदाधिकारी 
मुजफ्फरपुर 

प्रशाखा -1 
( शहरी / भंडार / मुशहरी) 

प्रशाखा-2 (मुरौल ) 
बोचहां 

बोचहां 
औराई ( नया पद ) 


कटरा 


सकरा ( नया पद) 


प्रशाखाा -3 (सकरा) 
प्रशाखा -4 (बंदरा) 


गायघाट 


मोतीपुर ( नया पद ) 


प्राक्कलक पदाधिकारी ( नया पद) 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


45 


प्रमंडल का नाम 


अवर प्रमंडल का नाम 


अभ्युक्ति 


मोतिपुर 


सरैया 


प्रशाखा / प्राक्कलक का नाम 
मोतीपुर 
साहेबगंज 
सरैया 
कुढ़नी 
कांटी 
मड़वन ( नया पद ) 
मीनापुर (नया पद ) 


कांटी ( नया पद ) 


मीनापुर 


पारू 


सीतामढ़ी 


प्राक्कलक पदाधिकारी ( नया पद) 

सीतामढ़ी 


पुपरी 


डुमरा 
बाजपट्टी ( नया पद ) 
सोनवर्षा ( नया पद ) 
सीतामढी 
बथनाहा 
पुपरी 
चोरौत (नया पद) 
सुरसंड 
परिहार ( नया पद) 
नानपुर 
बोखड़ा ( नया पद ) 
रून्नीसैदपुर 
बेलसण्ड 
बैरगनिया 
परसौनी ( नया पद ) 
सुप्पी (नया पद) 
मेजरगंज ( नया पद ) 
रीगा ( नया पद ) 


बेलसण्ड 


शिवहर 


प्राक्कलक पदाधिकारी ( नया पद ) 

शिवहर 


तरियानी 


शिवहर , शहरी -1 
शिवहर, भंडार 
शिवहर ग्रामीण 
तरियानी -1 
तरियानी -2 

डुमरी कटसरी 
पिपराही -1 
पिपराही -2 
पुरनहिया 


पिपराही 


हाजीपुर 


प्राक्कलक पदाधिकारी 


प्राक्कलक 


प्राक्कलक 


हाजीपुर 


हाजीपुर 
विदुपुर 


46 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


प्रमंडल का नाम 


अवर प्रमंडल का नाम 


अभ्युक्ति 


प्रशाखा / प्राक्कलक का नाम 
राघोपुर 


राजापाकड़ 


लालगंज 


लालगंज 
भगवानपुर ( नया पद) 
वैशाली 
पटेढ़ी बेलसर (नया पद ) 
गोरौल 


महुआ 


महुआ 

चेहराकला ( नया पद ) 
पातेपुर 


पातेपुर (नया पद ) 


जन्दाहा 
महनार 


महनार 


देसरी 
सहदेई बुजुर्ग ( नया पद ) 


दरभंगा 


प्राक्कलक पदाधिकारी 


प्राक्कलक 


प्राक्कलक 


लहेरियासराय 


दरभंगा 


सिंहवाड़ा (नया पद) 


बेनीपुर 


लहेरियासराय -1 ( बहादुरपुर) 
लहेरियासराय-2 ( हनुमाननगर) 
लहेरियासराय -3 ( बहेड़ी) 
हायाघाट ( नया पद ) 
दरभंगा -1 ( सदर) 

दरभंगा-2 (मनीगाछी) 
दरभंगा-3 (केवटी) 

तारडीह (नया पद) 
सिंहबाड़ा ( नया पद ) 
जाले ( नया पद) 
बेनीपुर -1 (बेनीपुर ) 
बेनीपुर -2 ( अलीनगर ) 
घनश्यामपुर ( नया पद ) 
किरतपुर ( नया पद ) 
गौड़ाबौराम (नया पद ) 
बिरौल ( नया पद ) 
कुशेश्वर स्थान ( नया पद) 
कुशेश्वर स्थान पूर्वी ( नया पद ) 
प्राक्कलक 
समस्तीपुर शहरी 
( प्रशाखा -2 / जीतवारपुर ) 
पूसा (प्रशाखा -3 ) 
कल्याणपुर ( नया पद ) 
ताजपुर ( नया पद ) 
मोरवा (प्रशाखा -1) 
सरायरंजन ( नया पद ) 


समस्तीपुर 


प्राक्कलक पदाधिकारी 

समस्तीपुर 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


47 


प्रमंडल का नाम 


अवर प्रमंडल का नाम 


अभ्युक्ति 


दलसिंहसराय 


रोसड़ा 


प्रशाखा / प्राक्कलक का नाम 
दलसिंहसराय 
पटौरी 
विद्यापति नगर (नया पद) 
मो 0 नगर ( नया पद ) 
मोहनपुर (नया पद) 
रोसड़ा 
विभूतिपुर 
सिधियां 
शिवाजी नगर ( नया पद) 
हसनपुर ( नया पद ) 
बिथान (नया पद ) 
उजियारपुर 
खानपुर ( नया पद ) 
वारिसनगर (नया पद ) 


उजियारपुर ( नया पद ) 


मधुबनी 


प्राक्कलक 


प्राक्कलक पदाधिकारी 

मधुबनी 


रहिका प्रशाखा 
पंडौल प्रशाखा 
राजनगर ( नया पद ) 


जयनगर 


जयनगर प्रशाखा 


बासोपटटी 
कलुआही ( नया पद ) 
खजौली (नया पद) 
हरलाखी ( नया पद) 
बेनीपट्टी 
मधवापुर (नया पद ) 
बिस्फी ( नया पद ) 


बेनीपट्टी (नया पद ) 


झंझारपुर ( नया पद ) 


प्राक्कलक पदाधिकारी (नया पद ) 

झंझारपुर 


फुलपरास ( नया पद) 


झंझारपुर प्रशाखा 
मधेपुर (नया पद ) 
लखनौर (नया पद ) 
फुलपरास ( नया पद ) 
घोघरडीहा ( नया पद ) 
लौकही ( नया पद ) 
खुटौना प्रशाखा 
अंधराठाढ़ी प्रशाखा 
बाबुबरही 
लदनियाँ ( नया पद ) 


लौकही ( नया पद ) 


अंधराठाढ़ी ( नया पद ) 


मोतिहारी 


प्राक्कलक 


प्राक्कलक पदाधिकारी 

मोतिहारी 


मोतिहारी 
पीपराकोठी (नया पद ) 
तुरकौलिया 


48 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


प्रमंडल का नाम 


अवर प्रमंडल का नाम 


अभ्युक्ति 


कल्याणपुर (नया पद) 


प्रशाखा / प्राक्कलक का नाम 
बंजरिया ( नया पद ) 
कल्याणपुर 
कोटवा ( नया पद) 
हरसिद्धि ( नया पद ) 
अरेराज 
संग्रामपुर ( नया पद) 
केसरिया 


अरेराज 


पहाड़पुर 
रक्सौल 


रक्सौल 


रामगढ़वा 
सुगौली 


बेतिया 


प्राक्कलक 


प्राक्कलक पदाधिकारी 

बेतिया 


बेतिया -1 ( बेतिया ) 
नौतन ( नया पद ) 
बेतिया -2 (मझौलिया ) 
बेतिया -3 ( बैरिया ) 
योगापट्टी (नया पद ) 
रामनगर 
लौरिया (नया पद) 
ठकराहां 
मधुबनी ( नया पद ) 


रामनगर 


बगहा (नया पद 


बगहा -1 


नरकटियागंज 


बगहा -2 ( नया पद ) 
भितहा ( नया पद) 
पिपरासी (नया पद) 
नरकटियागंज 
चनपटिया 
गौनाहा 
सिकटा ( नया पद ) 
मैनाटाड़ ( नया पद ) 


ढाका 


प्राक्कलक पदाधिकारी (नया पद) 


प्राक्कलक 


ढाका 


ढाका 


चिरैया 
पकड़ीदयाल 
फेनहारा (नया पद ) 
पताही ( नया पद ) 
छौड़ादानों 
बनकटवा ( नया पद ) 
घोडासाहन 


छौड़ादानों 


आदापुर 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


49 


प्रमंडल का नाम 


अवर प्रमंडल का नाम 


अभ्युक्ति 


चकिया 


प्रशाखा / प्राक्कलक का नाम 
चकिया 
मेहसी 


छपरा 


प्राक्कलक पदाधिकारी 


छपरा 


मधुबन 
तेतरिया (नया पद ) 
प्राक्कलक 
छपरा -1 ( छपरा सदर) 
छपरा -2 (रिविलगंज ) 
एकमा 
जलालपुर ( नया पद ) 
नगरा ( नया पद ) 
मॉझी ( नया पद ) 
सोनपुर 


सोनपुर 


परसा 


मशरख 


बनियाँपुर (नया पद ) 


सिवान 


प्राक्कलक पदाधिकारी 

सिवान 


दिघवारा 
गरखा ( नया पद ) 
दरियापुर ( नया पद ) 
मकर (नया पद ) 
मशरख 
तरैया 
अमनौर (नया पद ) 
पानापुर (नया पद ) 
बनियाँपुर (नया पद ) 
लहलादपुर ( नया पद ) 
मढौरा 
इसुआपुर (नया पद ) 
प्राक्कलक 
सिवान सदर 
हुसैनगंज 
बडहरिया 
पंचरूखी ( नया पद ) 
रघुनाथपुर ( नया पद) 
हसनपुरा ( नया पद ) 
जिरादेई ( नया पद ) 
मैरवा 
दरौली 
गुठनी 
आन्दर ( नया पद ) 
नवतन (नया पद ) 
महाराजगंज 
चैनपुर (सिसवन ) 


मैरवा 


महाराजगंज 


50 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


" 


प्रमंडल का नाम 


अवर प्रमंडल का नाम 


प्रशाखा / प्राक्कलक का नाम 


अभ्युक्ति 


बसंतपुर 
गोरैया कोठी ( नया पद ) 
भगवानपुर (नया पद ) 
लकड़ी नवीगंज (नया पद ) 
दरौंदा ( नया पद ) 


गोपालगंज 


प्राक्कलक 


प्राक्कलक पदाधिकारी 

गोपालगंज 


गोपालगंज 


बरौली 


हथुआ 
कुचायकोट 
बरौली 
बैकुन्ठपुर 
मांझा 
सिंघवलिया ( नया पद) 
थावे ( नया पद ) 
भोरे 
कटैया 
उचकागांव 
विजयीपुर (नया पद ) 
फुलवरिया (नया पद) 
पंचदेवरी ( नया पद) 


भोरे 


प्रमंडल का नाम 


भागलपुर पूर्व 


दया शंकर मिश्र , अभियंता प्रमुख सह -विशेष सचिव । 

भागलपुर प्रक्षेत्र, मागलपुर 
कनीय अभियंताओं का पूर्व से स्वीकृत पद / नवसृजित पद की विवरणी 

प्रशाखा / 
अवर प्रमंडल का नाम 

अभ्युक्ति 

प्राक्कलक का नाम 
प्राक्कलक पदाधिकारी 

प्राक्कलक 
( नया पद ) 
भागलपुर -1 

सब्बौर 

भंडार 
कहलगांव 

कहलगाँव ग्रामीण 

कहलगाँव शहरी 
पीरपैंती ( नया पद ) 

पीरपैंती 

सन्हौला 
नवगछिया 

नवगछिया 
गोपालपुर 
रंगराचौक ( नया पद ) 

इसमाईलपुर (नया पद ) 
नारायणपुर (नया पद) 

नारायणपुर ( नया पद ) 

खरीक ( नया पद) 

बिहपुर 
प्राक्कलक पदाधिकारी 

प्राक्कलक 


भागलपुर पश्चिम 


बिहार गजट, 16 सितम्बर 2020 


51 


प्रमंडल का नाम 


अवर प्रमंडल का नाम 


प्रशाखा / 
प्राक्कलक का नाम 
प्राक्कलक 


अम्युक्ति 


भागलपुर -2 


मंडल कोठी 


भागलपुर -3 


जय प्रकाश नारायण अस्पताल 
जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा 
महाविद्यालय भागलपुर 
भागलपुर शहरी / गोराडीह 
भागलपुर भंडार 
जगदीशपुर 
सुल्तानगंज 


सुल्तानगंज 


नाथनगर 


शाहकुण्ड 


बांका 


प्राक्कलक 


प्राक्कलक पदाधिकारी 

( नया पद) 


बांका 


बांका 
फुललीडुमर (नया पद ) 


कटोरिया 


बेलहर ( नया पद ) 


कटोरिया 
चांदन 
बेलहर 
शम्भुगंज 
भंडार 


बाराहाट ( नया 

पद) 


प्राक्कलक पदाधिकारी 

(नया पद ) 


बाराहाट 


बौंसी ( नया पद) 
धोरैया ( नया पद ) 


बाराहाट 
बौंसी 
धोरैया 


अमरपुर ( नया पद ) 


मुंगेर 


प्राक्कलक पदाधिकारी 

मुंगेर 


अमरपुर 
रजोन (नया पद) 
प्राक्कलक 
मुंगेर शहरी 
मुंगेर ग्रामीण 
मुंगेर भंडार 
जमालपुर 


जमालपुर 


हवेली 


धरहरा 
बरियारपुर 
हवेली खड़गपुर 
टटिया बम्बर ( नया पद ) 
तारापुर 
असरगंज ( नया पद ) 


तारापुर ( नया पद 


52 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


" 


प्रमंडल का नाम 


अवर प्रमंडल का नाम 


अम्युक्ति 


प्रशाखा / 

प्राक्कलक का नाम 
संग्रामपुर 


शेखपुरा 


प्राक्कलक पदाधिकारी 

शेखपुरा -1 


शेखपुरा -2 


प्रशाखा -1 ( शहरी ), 
शेखपुरा -2 ( ग्रामीण) 
घाटकुसुभा 
प्रमंडलीय भंडार / शेखपुरा -3 
अरियरी 
चेवाडा 
बरबीघा -1 ( शहरी ) 
बरबीघा -2 ( ग्रामीण) 
प्रशाखा शेखोपुरसराय 


बरबीघा 


जमुई 


प्राक्कलक पदाधिकारी 

जमुई 


प्राक्कलक 
जमुई शहरी 
जमुई ग्रामीण 
जमुई भंडार 
सिकन्दरा 
अलीगंज ( नया पद) 
खैरा 


सिकन्दरा 


झाझा 


झाझा 


लक्ष्मीपुर 
बरहट ( नया पद) 


गिद्धौर ( नया पद ) 


चकाई ( नया पद) 


चकाई 
सोनो 


बेगूसराय 


प्राक्कलक 


प्राक्कलक पदाधिकारी 

बेगूसराय 


बेगूसराय 
मटिहानी 


बखरी (नया पद) 


शाम्हो ( नया पद) 
बखरी 
नावकोठी ( नया पद) 
गढ़पुरा ( नया पद ) 
बलिया 
साहेबपुरकमाल ( नया पद ) 
डंडारी ( नया पद ) 


बलिया ( नया पद) 


तेघड़ा ( नया पद ) 


प्राक्कलक पदाधिकारी 

( नया पद ) 
तेघड़ा (नया पद ) 


तेघड़ा 


बिहार गजट, 16 सितम्बर 2020 


53 


प्रमंडल का नाम 


अवर प्रमंडल का नाम 


अम्युक्ति 


बछवाड़ा (नया पद ) 


बरौनी 


प्रशाखा / 
प्राक्कलक का नाम 
भगवानपुर ( नया पद ) 
बछवाड़ा 
मंसूरचक ( नया पद ) 
बरौनी 
वीरपुर (नया पद) 
चेरियाबरियापुर 
छौड़ाही ( नया पद) 
खोदावन्दपुर 


मंझौल 


लखीसराय 


प्राक्कलक पदाधिकारी 

( नया पद ) 
लखीसराय 


बड़हिया 


सूर्यगढ़ा 
लखीसराय शहरी 
लखीसराय ग्रामीण 
बडहिया शहरी 
बड़हिया ग्रामीण 
पिपरिया 
रामगढ़चौक 


हलसी 


चानन 


हलसी 


खगडिया 


प्राक्कलक 


प्राक्कलक पदाधिकारी 

( नया पद ) 


प्राक्कलक 


खगडिया 


खगडिया ग्रामीण 
खगड़िया शहरी एवं भंडार 
अलौली 
चौथम 
बेलदौर 
गोगरी 


चौथम 


गोगरी जमालपुर 


जमालपुर एन ० एस ० सी ० 


परवत्ता ( नया पद ) 


परवत्ता 
मानसी 


प्रमंडल का नाम 


पूर्णियां 


दया शंकर मिश्र , अभियंता प्रमुख - सह -विशेष सचिव । 

पूर्णियां प्रक्षेत्र, पूर्णियां 
कनीय अभियंताओं का पूर्व से स्वीकृत पद / नवसृजित पद की विवरणी : 
अवर प्रमंडल का नाम 

प्रशाखा / प्राक्कलक का नाम अम्युक्ति 
प्राक्कलक पदाधिकारी 

प्राक्कलक 
पूर्णियां 

पूर्णिया -1 (पूर्णिया पूर्व) 
कसबा 
जलालगढ़ ( नया पद ) 
श्री नगर (नया पद ) 


54 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


" 


प्रमंडल का नाम 


अवर प्रमंडल का नाम 


अभ्युक्ति 


बायसी 


प्रशाखा / प्राक्कलक का नाम 
बायसी 
डंगरूआ ( नया पद ) 
अमौर 
बैसा 


अमौर ( नया पद ) 


धमदाहा ( नया 

पद) 


प्राक्कलक पदाधिकारी ( नया पद ) 

धमदाहा 


धमदाहा 


भवानीपुर (नया पद ) 


के0 नगर 
भवानीपुर 
बी कोठी (नया पद) 
रूपौली (नया पद) 
बनमनखी 


रूपौली ( नया पद ) 
बनमनखी ( नया पद) 
प्राक्कलक पदाधिकारी 

कटिहार 


कटिहार 


प्राक्कलक 


मनिहारी (नया पद) 


कटिहार 
बरारी 
प्राणपुर 
मनिहारी 
अमदाबाद ( नया पद) 
मनसाही ( नया पद ) 


कुर्सेला 


फलका 


बारसोई 


कोढा 
कुर्सेला (नया पद ) 
समेली ( नया पद ) 
बारसोई 
बलरामपुर ( नया पद ) 
सलमारी ( आजम नगर) 
सोनली (कदवा) 
हसनगंज ( नया पद ) 
डंडखोरा (नया पद ) 


सोनेली ( नया पद) 


किशनगंज 


प्राक्कलक पदाधिकारी ( नया पद ) 

किशनगंज 


बहादुरगंज 


किशनगंज -1 ( भंडार ) 
किशनगंज-2 ( शहरी क्षेत्र ) 
किशनगंज -3 ( ग्रामीण क्षेत्र ) 
बहादुरगज 
टेढागाछ 
कोचाधामन 
ठाकुरगंज 
दिघलबैंक 
पोठिया 


कोचाधामन ( नया पद ) 

ठाकुरगंज 


पोठिया (नया पद) 
प्राक्कलक पदाधिकारी (नया पद) 


अररिया 


प्राक्कलक 


अररिया (पश्चिम ) 
रानीगंज (नया पद) 


प्राक्कलक 
अररिया 
रानीगंज 


बिहार गजट, 16 सितम्बर 2020 


55 


प्रमंडल का नाम 


अवर प्रमंडल का नाम 


अभ्युक्ति 


अररिया ( पूरब) 


प्रशाखा / प्राक्कलक का नाम 
जोकीहाट 
पलासी 
सिकटी 


फारबिसगंज 
( नया पद ) 


प्राक्कलक पदाधिकारी ( नया पद ) 

फारबिसगंज 


फारबिसगंज 
कुर्साकांटा 
नरपतगंज 
भरगामा 


नरपतगंज ( नया पद ) 
भरगामा ( नया पद) 
प्राक्कलक पदाधिकारी 


सहरसा 


प्राव 


क 


सहरसा 


सौरबाजार 


सहरसा -1 (भंडार / सत्तर कटैया ) 
सहरसा -2 ( कहरा ) 
नौहट्टा 
सौरबाजार 
पत्तरघट 
बनमा ईटहरी 
सिमरी बख्तियारपुर 
महिषी ( नया पद ) 
सोनवर्षा 


सिमरी बख्तियारपुर 


सोनवर्षा ( नया पद ) 


सलखुआ 


सुपौल 


प्राक्कलक पदाधिकारी ( नया पद ) 

सुपौल 


निर्मली ( नया पद) 


वीरपुर 


सुपौल 
सरायगढ़ भपटियाही 
किशनुपुर 
निर्मली 
मरौना ( नया पद ) 
वीरपुर ( बसंतपुर) 
राघोपुर 
प्रतापगंज ( नया पद ) 
पिपरा 
त्रिवेणीगंज 
छातापुर 
प्राक्कलक 


त्रिवेणीगंज 


मधेपुरा 


प्राक्कलक पदाधिकारी ( नया पद) 


प्राक्कलक 


मधेपुरा 


मुरलीगंज 


मधेपुरा -1 (भंडार / शहरी ) 
मधेपुरा -2 ( घैलाढ़) 
मुरलीगंज -1 (भंडार) 
मुरलीगंज -2 
कुमारखंड 
सिंहेश्वर 
गम्हरिया (नया पद ) 

शंकरपुर ( नया पद ) 
उदाकिशुनगंज 
बिहारीगंज ( नया पद ) 


सिंहेश्वर (नया पद ) 


उदाकिशुनगंज 


56 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


" 


प्रमंडल का नाम 


अवर प्रमंडल का नाम 


अभ्युक्ति 


प्रशाखा / प्राक्कलक का नाम 
ग्वालपाड़ा ( नया पद ) 
चौसा 
पुरैनी (नया पद ) 


चौसा (नया पद ) 


आलमनगर 


दया शंकर मिश्र , अभियंता प्रमुख - सह - विशेष सचिव । 

परिशिष्ट -3 
जिला - अरवल अंतर्गत जिला स्तरीय जल जाँच प्रयोगशाला हेतु नवसृजित पदों की विवरणी : 
जिला का नाम 

स्वीकृत पदों की 

अभ्युक्ति 


पद का नाम 


क्र 0 
सं ० 


कुल संख्या 


1 


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल 


रसायनज्ञ 


1 


2 


1 


प्रयोगशाला 
सहायक 


वर्तमान में कार्यरत जिला स्तरीय जल जाँच प्रयोगशाला में नवसृजित पदों की विवरणी : 


जिला का नाम 


पद का नाम 


क्र ० 
सं ० 


स्वीकृत पदों की 


अभ्युक्ति 


कुल संख्या 


1 


सहायक रसायनज्ञ 


76 


प्रत्येक जिला 
में 02-02 पद 


2 


पटना / नालंदा / भोजपुर / बक्सर / रोहतास / कैमूर / गया 
/ औरंगाबाद / नवादा / जहानाबाद / 
अरवल / मुजफ्फरपुर / वैशाली / सीतामढ़ी / शिवहर / 
पुर्वी चम्पारण / पश्चिमी चम्पारण / 
दरभंगा / मधुबनी / समस्तीपुर / बेगूसराय / 
सारण / सीवान / 
गोपालगंज / बांका / मुंगेर / जमुई / शेखपुरा / 
लखीसराय / पूर्णियां /किशनगंज / अररिया / कटिहार / 
सरहसा / सुपौल / मधेपुरा / खगड़िया एवं भागलपुर 


38 


प्रयोगशाला 
सहायक 


वर्तमान में कार्यरत अवर प्रमंडलीय जल जाँच प्रयोगशाला में नवसृजित पदों की विवरणी : 


अवर प्रमंडल का नाम 


पद का नाम 


स्वीकृत पदों की 


अभ्युक्ति 


क्र 0 
सं 0 


कुल संख्या 


1 


रसायनज्ञ 


76 


लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बाढ़ / दानापर / 
राजगीर / हरनौत / हिलसा / बिहियां / पीरो / 
डुमरांव / डिहरी ऑनसोन / बिक्रमगंज / अधौरा / 
मोहनियाँ / शेरघाटी / गया पूर्व / नबीनगर / रफीगंज / 
वारसलिगंज / रजौली / घोषी / 
शकूराबाद / कलेर / करपी / मोतीपुर / सरैया / 
लालगंज / महनार / पुपरी / 
बेलसंड / तरियानी / पिपराही / रक्सौल / ढाका / 
रामनगर / नरकटियागंज / लखीसराय / बेनीपुर / 
जयनगर / झंझारपुर / रोसड़ा / दलसिंहसराय / 
बरौनी / मंझौल / सोनपुर / मशरख / मैरवां / 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


57 


2 


76 


प्रयोगशाला 
सहायक 


महाराजगंज / भोर / बरौली / कटोरिया / बाराहाट / 
जमालपुर / खड़गपुर / झाझा / सिकन्दरा / 
बरबीघा / शेखपुरा -2 / हलसी / लखीसराय -2 / 
धमदाहा / वायसी / ठाकुरगंज / बहादुरगंज / 
फारबिसगंज / अररिया पश्चिम / बारसोई / कुरसैला / 
सौर बाजार / सिमरी बख्यितारपुर / वीरपुर / 
त्रिवेणीगंज / उदाकिशनगंज / मुरलीगंज / चौथम / 
गोगरी जमालपुर / नवगछिया एवं सुल्तानगंज 


दया शंकर मिश्र , अभियंता प्रमुख - सह - विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट , 

20-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0। 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


58 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


भाग - 9 - ख 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि 


सूचना 


No. 1085— I , KONARK , S / o Dharmendra Kumar Singh , R / o C -403 , Kaushalya Estate , 
Bandar Bagicha , PO - GPO , Patna - 1 vide affidavit no . 8436 dated - 17.08.2020 shall be known as 
Konark Singh .. 

Konark . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 20–571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0। 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


59 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


सं 0 ग्रा ० वि०-8 (विविध ) -12 / 2020--288809 

ग्रामीण विकास विभाग 


संकल्प 

10 सितम्बर 2020 
विषय : -महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्यरत अकुशल मजदूरों को न्यूनतम 

मजदूरी के भुगतान के संबंध में एक अकुशल मजदूर के प्रति सात घंटा काम के लिए मिट्टी 
कटाई के साथ - साथ लीड एवं लिफ्ट हेतु निर्धारित दर के संशोधन के संबंध में । 

वर्तमान में राज्य के सभी 38 जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है । इस योजना का मुख्य 
उद्देश्य आजीविका सुरक्षा को सुदृढ करने के साथ - साथ टिकाऊ परिसम्पत्ति का सृजन कर ग्रामीण क्षेत्रों का 
विकास करना है । योजनान्तर्गत प्रत्येक परिवार को इच्छुक वयस्क सदस्यों द्वारा काम मांगने पर एक वित्तीय वर्ष 
अन्तर्गत 100 दिन का अकुशल मजदूरी दिये जाने का प्रावधान है । 

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की अनुसूची- 1 की कंडिका-8 एवं अधिनियम से 
संबंधित केन्द्रीय दिशा निर्देश 2006 की कंडिका 6.3.1 एवं 6.3.2 में यह निर्धारित है कि अकुशल श्रमिकों 
के लिए मजदूरी की दर इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि सात घंटों तक कार्य करने वाला व्यक्ति आम तौर 
पर मजदूरी दर के बराबर मजदूरी कमायेगा । यह भी प्रावधान है कि श्रम - समय - गति ( work - Time - Motion ) 
संबंधी व्यापक अध्ययन कर कार्य का उत्पादकता मानक निर्धारित किया जाय । 

3. उक्त के आलेक में विभाग द्वारा श्रम - समय - गति ( Work - Time - Motion ) पर अध्ययन कराया गया 
एवं प्राप्त रिपोर्ट को तकनीकी समिति के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया । तकनीकी समिति से प्राप्त 
अनुशंसा के आधार पर अकुशल मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के संबंध में एक अकुशल मजदूर को 
प्रति सात घंटा काम के लिए मिट्टी कटाई के साथ विभिन्न लीड एवं लिफ्ट के लिए निर्धारित दरों को निम्न प्रकार 
संशोधित करने का निर्णय लिया गया है 


लिंग / 


246 फीट से 328 फीट 
की दूरी तक (75-100 

मीटर) 


100 फीट से 
50 फीट की 50 फीट से 100 

164 फीट से 
164 फीट की 

246 फीट की 
दूरी तक फीट की दूरी तक 
लीड 
(15 मीटर) 

दूरी तक (30-50 दूरी तक 
(15-30 मीटर) 

मीटर ) (50-75 मीटर) 
( क ) For digging in Soft / Ordinary Soil 
Qty . of Earth Work in Cubic Feet in one working day (07 hours ) 
पुरुष 65 60 

55 

50 
57 52 

47 

43 
( ख ) For digging in Hard Soil 

Qty . of Earth Work in Cubic Feet in one working day (07 hours ) 
पुरुष 60 55 

50 

45 


45 


39 


41 


60 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2020 


" 


34 


स्त्री 49 45 

41 

37 
( T) For digging in Very Hard Soil (Soft Disintegrated Rock ) 

Qty . of Earth Work in Cubic Feet in one working day ( 07 hours ) 
पुरुष 49 45 

41 

37 
स्त्री 42 38 

35 

32 


34 


29 


( घ ) लिफ्ट के लिये गणना 
क्र ० सं ० लिफ्ट 

एक अकुशल मजदूर द्वारा किये गये कार्यो का 

Multiplication Factor 
1 5 फीट से अधिक 8 फीट तक 

9.02 / 10.02 = 0.90 
2 8 फीट से अधिक 11.5 फीट तक 

9.02 / 11.02 = 0.82 
3 11.5 फीट से अधिक 15 फीट तक 

9.02 / 12.02 = 0.75 
4 15 फीट से अधिक 18 फीट तक 

9.02 / 13.02 = 0.69 
5 18 फीट से अधिक 21.5 फीट तक 

9.02 / 14.02 = 0.64 
इस पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 08.09.2020 को आहूत बैठक की मद संख्या- 53 में स्वीकृति 
प्राप्त है । 
आदेश : -आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी 
हेतु प्रकाशित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ०) अस्पष्ट , प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 20-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0। 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


